रजिस्ट्री सं० डी० 222 


REGISTERED No . D . 222 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 30 ] 
No. 30] 


____ नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 22, 1972/ प्राषाढ़ 31 , 1894 
NEW DELHI , SATURDAY, JULY 22, 1972/ ASADHA 31 , 1894 


इस भाग में भिम पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be filled 

as a separate compilation 


- 


- 


- 


- 


. 


भाग II -- मण्ड 3 - उपसण ( i) 
PART II - Section 3 - Sub- section (1) 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को 

छोड़कर ) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये 

गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के प्रावेश , उप-नियम मावि सम्मिलित है ) । 
General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general 

character ) issued by the Ministries of the Government of India ( other 
than the Ministry of Defence ) and by Central Authorities ( other 
than the Administrations of Union Territories ) . 


DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS 

New Delhi , the 15th June , 1972 


2 . In Schedule III to the Department of Parla 
mentary Affairs ( Recruitment and Conditions of 
Service ) Rules , 1963, against serial No . 5 relating to 
the posts of Lower Division Clerks, under the heading 
Age Limit , for the figures 18 - 21 , the figures 18 - 25 
shall be substituted . 


G .S . R . 838 . — In exercise of the powers conferred 
by the proviso to article 309 of the Constitution and 
of all other powers enabling him in this behalf, the 
President hereby makes the following rules further 
to amend the Department of Parlianzentary Affairs 
( Recruitment and Conditions of Service ) Rules , 1963 , 
namely : -- - 


C . B . L. SAXENA , Under Secy. 


1. ( 1 ) These rules may be called the Department 
of Parliamentary Affairs (Recruitment and Conditions 
of Service) Fourth Amendment Rules , 1972 . 

( 2 ) They shall come into torce on the date of their 
publication in the Official Gazette . 


नई दिल्ली, 15 जून , 1972 
सा०का०मि० 838. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त उनको समर्थ 


( 1797 ) 


798 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22, 1972 / ASADHA 31, 1894 


[ PART IT 


बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संसदीय 
कार्य विभाग ( भर्ती और सेवा की शर्ते ) नियम , 1963 में और 
संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखिन नियम बनाते हैं , 
अर्थात् : 
1 ( 1 ) इन नियमों का नाम संसदीय कार्य विभाग (भर्ती 

और सेवा की शर्ते ) चतुर्थ संशोधन नियम, 1972 होगा । 
( 2 ) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त 
होंगे । 
2 संसदीय कार्य विभाग ( भर्ती और सेवा की शर्ते ) नियम , 
1963 की अनुसूची 3 में निम्न श्रेणी लिपिक के पदों से संबंधित 
क्रम संख्या 5 के सामने , “ पायुसीमा " शीर्षक के नीचे " 18 
21 " अंकों के स्थान पर " 18 - 25 " अंक प्रतिस्थापित किए 
जाएंगे । 

[ सं० 4 ( 1 )/ 72 - अदमन 

सी० बी० एल० सक्सैना , 
अवर सचिव, भारत सरकार । 


कार्य विभाग ) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1412 तारीख 
25 नवम्बर 1960 में एतदद्वारा और आगे निम्नलिखित संशोधन 
करती है, अर्थात : 

उक्त अधिसूचना की अनसची में , मद 20 अोर उससे 
सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां 
जोड़ी जाएंगी अर्थात : 

" 21. हिमाचल प्रवेश : 
( क ) उच्च न्यायालय महाधिवक्ता , हिमाचल प्रदेश 
( ख ) जिला न्यायालय और 

अधीनस्थ न्यायालय 
( i) मंडी जिला जिला अटर्नी, मंडी 
(ii ) चम्बा जिला जिला प्रटनी, चम्बा । 
( iii , कांगड़ा जिला सहायक जिला अटर्नी, धर्मशाला 

स्थित कांगड़ा 
[ सं० फा० 15( 1)/ 72 -न्या० ] 
पी० जी० गोखले , संयुक्त सचिव । 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

(Department of Legal Affairg ) 

New Delhi , the 10th June 1972 
G . S . R . 839 . — In exercise of the powers conferred by 
clause ( a ) of rulo 8B of Order XXVII of the First 
Schedule to the Code of Civil Procedure , 1908 ( 5 of 
1908 ) , the Central Government hereby makes the 
following further amendment in the notiflration of the 
Government of India in the late Ministry of Law 
( Department of Legal Affairs ) No . G . S . R . 1412, dated 
the 25th November , 1960, namely : 

In the Schedule to the said notification , after item 
20 and the entries relating thereto , the following 
Item and entries be added, namely : - - 
"21 . Himachal Pradesh : 
( a ) High Court . 
The Advocate- General, Himachal Pradesh. 
(b ) District Courts and Subordinate Courts.com 

(1) Mandi District -- The District Attorney , Mandi. 
(ii) Chamba District — The District Attorney , 

Chamba. 
( 111 ) Kangra District - The Assistant District At 
torney, Kangra at Dharmgala ." 

__ [ No. F .15 ( 1) / 72 -Judl. ] 
P. G , GOKHALE, Jt. Secy . and Legal Adviser , 


( Department of Legal Affairs ) 

New Delhi, the 12th June 1972 
G . S . R . 840. - -In exercise of the powers conferred by 
the proviso to article 309 of the Constitution , the Pre 
sident hereby makes the following rules regulating the 
method of recruitment to the post of Court Clerk in 
the Department of Legal Affairs , Ministry of Law and 
Justice, namely : -- 

1 . Short, title and commencement: - ( 1 ) These rules 
may be called the Ministry of Law and Justice 
( Department of Legal Affairs ) Court Clerks Recrult 
ment Rules, 1972 . 

They shall come into force on the date of their pun . 
lication in the Omncial Gazette . 

2 . Application: -- These rules shall apply to the post 
specified in column 1 of the Schedule annexed to these 
rules. 

3 . Number of Post, classification and scale of pay : 
The number of post, its classification and the scale of 
pay attached thereto shall be as specified in columns 
2 to 4 of the enclosed schedule. 

4 . Mothod of recruitment, age limit. qualifications 
etc.: -- The method of recruitment , ape limit, qualiAcn . 
tion and other matters relating to the said nost shall 
be as specifled in columns 5 to 13 of the said Schedule , 

Provided that the upper age limit specified in column 
6 of the Schedule may he relaxed in the case of candi 
dates belonging to the Scheduled Castes , the Schedule 
Tribes and other special categories of persons in 
accordance with the orders issued by the Central 
Government from time to time. 
5. Disqualifications : No persons,- - 

( a ) who has entered into or contracted a marriage 
___ with a person having a spouse living. or 
( b ) who , having a spouse living. has entered into 

or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said post : 

Provided that the Central Government may , if satis 
fled that such marriage is permissible under the per 


बिषि और न्याय मंत्रालय 

विषि कार्य विभाग 


नई दिल्ली, 10 जून , 1972 


सा० का० मि . 839, सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 
( 1908 का 5 ) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 
8 ख के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्रालय (विधि 


SEC. 30 )] 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972 /ASADHA 31, 1894 


1799 


sonal law applicable to such person and the other 
party to the marriage and there are other grounds for 
so doing , exempt any person from the operation of this 
rule , 


writing, relax any of the provisions of these rules 
with respect to any class or category of persons. 

7 . Saving - - Nothing in these rules shall affect 
reservations and other concessions required to he 
provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes 
and other special categories of persons in accordance 
with the orders issued by the Central Gevernment 
from time to time in this regard . 


6 . Power to relax .. Where the Central Government 
is of opinion that it is necessary or expedient so to 
do, it may, by order , for reasons to be recorded in 


THB SCHEDULE 


Name of the post 


No. 


Classification 


Scale of Pay 


Name of the post 


Claesitation 


Savette 


Posts 


Whether Age limit Educational and other qualifi 
selection for direct cation required for direct 
post or non - recruits recruits 
selection 
Post 


Court clerk 


Rs. 114 - 3 - 131 – 4 

155 - 1B - 4 - 1755 
180 . 


Not appi. 

cable, 


53 Gencral 

Central 
Service , 
Class III 
(Non -gazet 
ted , Minis 
terial) 


Between 18 Essential : 
years and 
25 years . I . At least Matriculation 

recognized University 
equivalent. 


of 
of 


2 . Experience for at least I two 

years in the office of an At 
torney or an Advocate practis 
ing before a High Court or 
the Supreme Court. 

Or 
Experience of work in the 
offices of a High Court 
or the Supreme Court for 
at least two years . 


3 . Acquaintance with matters re 

lating to litigation before 
High Court or the Supreme 
Court particularly in matters 
relating to limitation and 
general assistance required by 
Advocate appearing in Court 
of Law , 


4+ Ability to type in English at 

a minimum speed of 30 
words per minute. 


Desirablo : 
A degree in Law of a recognised 

University . 


In case of recruitment by pro - 

motion transfer grades from 
which promotion to bemade 


Whether age, Period of Method of recruitment whe. 
educational qua - probation , ther by direct recruitmen 
lifications pres - , if any . or by promotion or transfer 
cribed for the 

& percentage of the vacancies 
direct recruits 

to be filled by verious 
will apply in the 

methods 
case of pro 
motecs 


If a D . P . C . Circumstances in which 
exists , what U . P . S . C . is to be con 
it its com sulted in making te 
position cruitment 


10 


II 


12 


13 


Not applicable 


Two years By direct recruitment 


Not applicable 


Not appli- 
çable 


Being a class III post, it is 
exempt from the pur 
view of the Union 
Public Service Com 
mission 


[No. A . 12018 /1 /72 — Adm . I (LA ) 

N . D . SINHA, Under Secy . 


1800 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972 / ASADHA 31, 1894 


IPART II -- 


( विषि कार्य विभाग ) 

नई दिल्ली , 12 जून , 1972 
___ सा० का० नि० 840. - राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि और न्याय 
मंत्रालय ( विधि कार्य विभाग ) में न्यायालय लिपिक पद पर भर्ती की पद्धति को विनयमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा वनाते हैं , 
अर्थात : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- ( 1 ) इन नियमों का नाम विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग ) न्यायालय लिपिक भर्ती नियम , 
1972 होगा । 

( 2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागू होना :- ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 मे विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे । 

3. पव -संख्या, वर्गीकरण और वेयनमान :-- - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के 
स्तम्भ 2 से 4 तक म विनिर्दिष्ट हैं । 

4. भर्ती की पद्धति, प्रायु- सीमा, अर्हताएं प्राधि : -- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , प्रायु- सीमा , अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे 
होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं । 

परन्तु उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु -सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, 
किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में शिथिल की जा सकेगी । 


( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ; 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लाग स्वीय विधि के अधीन 
अनुज्ञेय हैं और ऐसा करने के लिए अन्य पावार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति की इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

6. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समाचीन है वहां वह , उसके लिए जो कारण 
में उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबन्ध को , किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की 
बाबत, आदेश द्वारा , शिथिल कर सकेगी । 

7. व्यावृत्ति. - -इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए अपे 
क्षित पारक्षण और अन्य रियायतों पर जो समय - समय पर इस सम्बन्ध में दिए गए केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार हो प्रभाव नहीं डालेंगे । 


SEC. 36) 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22, 1972/ ASADHA 31, 1894 


1801 


अनुसूची 


वर्गीकरण 


पद का नाम पदों की 

सख्या 


वेतनमान 


चयन पद सीधे भर्तीकिए जाने सीधे भी किए जाने वाले 

अथवा वाले व्यक्तियों के व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और 
अचयन पद लिए आयु __ अन्य अर्हताए 


23 


न्यायालय 
लिपिक 


63 साधारण केन्द्रीय 

सेवा, वर्ग 3 
( अराजपत्रित , 
अनुसचिवीय ) 


110- 3 - 131 - 4 - .लागू नहीं होता 18 और 25 वर्ष प्रावश्यक : 
155 - द - रो - 4 - 175 

के बीच में ( i ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्याल 
- 5 - 180 रु० 

का कम से कम मैट्रिक या 

समतुल्य । 
( i ) किसी उच्च न्यायालय या 

उच्चतम न्यायालय में वकालत 
कर रहे किसी एटोर्नी 
या अधिवक्ता के कार्यालय में 
कम से कम 2 वर्ष का अनुभव / 
या किसी उच्च न्यायालय या 
उच्चतम न्यायालय के कार्यालय 
में कम से कम 2 वर्ष का 

अनुभव । 
( iii ) उच्च न्यायालय या उच्च 

तम न्यायालय के समक्ष मुक 
दमों, विशेषकर परिसीमा से , 
संबंधित मामलों के मुकदमें 
सम्बन्धी मामलों का ज्ञान तथा 
विधि न्यायालय के समक्ष 
उपस्थित होने वाले अधिवक्ता 
के लिए अपेक्षित सामान्य सहा 
यता । 


( iv ) 30 शब्द प्रति मिनट की 
कम से कम गति पर अंग्रेजी 

में टाइप करने की योग्यता । 
वांछनीय : 
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की 

विधि की उपाधि । 


1802 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972JASADHA 31 , 1894 


[ PART 


- 


सीधे भर्ती किए जाने परिवीक्षा की भर्ती की पद्धति /भर्ती प्रोन्नति / स्थानान्तरण 
वाले व्यक्तियों के लिए। कालावधि सीधे होगी या प्रोन्नति , द्वारा भर्ती की दशा में 
विहित आयु और यदि हो 

द्वारा या स्थानान्तरण वे श्रेणियां जिनसे 
शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों 

द्वारा तथा विभिन्न प्रोन्नति / स्थानान्तरण 
को दशा में लागू होगी 

पद्धतियों द्वारा भरी जाने किया जाएगा 
या नहीं 

वाली रिक्तियों का 

प्रतिशत 


यदि विभागीय प्रोन्नति भर्ती करने में किन 
समिति है तो उसकी परिस्थितियों में संघ 
संरचना 

लोक सेवा आयोग से 
परामर्श किया जाएगा 


10 


11 


12 


13 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


सीधी भर्ती द्वारा 


लाग नहीं होता 


लागू नहीं होता 


वर्ग 3 पद होने के कारण 
यह संघ लोक सेवा 
आयोग के क्षेत्र से 
मुक्त है । 


- 


- 


[ सं० एफ० 120 18/ 1/72- प्र० I ( एल० ए० ) ] 

एन० डी० सिन्हा, 
प्रवर सचिव , भारत सरकार । 


( Department of Justice ) 

New Delhi, the 21st June 1972 
G . S . R . 841.4In exercise of the powers conferred by 
section 24 of the High Court Judges ( Conditions of 
Service ) Act , 1954 ( 28 01 1954 ) , the Central Govern 
ment hereby makes the following rules further to 
amend the High Court Judges Travelling Allowance 
Rules, 1956 , namely : 

1. ( 1 ) These rules may be called the High Court 
Judges Travelling Allowance ( Amendment ) Rules , 1972. 

(2 ) They shall come into force on the date of 
their publication in the Official Gazette , 

2 . In the High Court Judges Travelling Allowance 
Rules, 1956 , in rule 2 , after sub - rule (1B ), the follow 
ing sub -rule shall be inserted , namely : -- 
" (1C) When a Judge of the Gauhati High Court 

is required to proceed on circuit from Gauhati 
to Imphal or to Agartala or to any other Bench 
of the High Court that may be constituted , 
or from Imphal or Agartala or any other 
such Bench to Gauhati or from one Bench 
to another Bench , he shall also be entitled to 
the expenditure actually incurred by him for 
the transport of his wife and dependent son 
Or daughter 
( 1) for journeys by rail and in case not travel 

line in the reserved compartment, in the 
highest class of accommodation , excluding 

air -conditioned ; 
( u ) for journeys by air by a public air trans 

port service : 
Provided that the duration of circuit at Imphal or 
Agartala or at such other Bench is not less than one 
month at a time. " 

[ No. F .. 19 / 24 / 72 -Jus. ] 
P. P. NAYYAR, It. Secy . 


( न्याय विभाग ) 

नई दिल्ली , 21 जून 1972 
सा० का० नि08 41 . -- उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा की 
शत ) अधिनियर , 19 5 4 ( 1954 का 28 ) की धारा 24 द्वारा 
प्रदत्त शत्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उच्च न्यायालय 
न्यायाधीश यात्रा भत्ता नियम , 1956 में और आगे संशोधन करने 
के लिए निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाता है, अर्थात : - - 

1. ( 1 ) इन नियमों का नाम उच्च न्यायालय न्यायाधीश 
यात्रा भत्ता ( संशोधन ) नियम , 1972 होगा । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता नियम , 1956 में , 
नियम 2 में , उपनियम ( 1ख ) के पश्चात , निम्नलिखित उपनियम 
अन्तःस्थापित किया जाएगा , अर्थात :-- - 
" ( 1ग ) जब गोहाटी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश 

से गौहाटी से इम्फाल या अग्रतला या उस उच्च न्यायालय 
के किसी अन्य न्याय -पीठ को , जो गठित किया जाए, या 
इम्फाल या अग्रतला या ऐसे किसी अन्य न्याय -पीठ 
से गौहाटी को या एक न्याय -पीठ से दूसरे न्याय-पीठ 
को दौरे पर जाने की अपेक्षा की जाए, तब वह अपनी 
पत्नी और प्राश्रित पुत्र या पुत्री के परिवहन के लिए - - 


( i ) रेल द्वारा और ऐसी दशा में जब प्रारक्षित डिब्बे में 
यात्रा न कर रहे हों , तो वातानुकुलित वर्ग को छोड़ कर उच्चतम 
वर्ग की यात्राओं के लिए ; 


SEC. 360 ] 


THE GAZETTE OF INDIA: JULY 22, 1972 / ASADHA 31 , 1894 


1803 


- 


- 


( i ) लोक वायु परिवहन सेवा द्वारा विमान द्वारा यात्राओं 
के लिए , अपनेद्वारा वास्तविक रूप से उत्तगत खर्च के लिए भी हकदार 
होगा ; 

परन्तु यह तब जबकि इम्फाल याअग्रतला या ऐसे किसी न्याय . 
पीठ को दौरे की कालावधि किसी एक समय एक मास से कम न 
हो । " 


कनिष्ठ वेतनमान में नियुक्त अधिकारी को भी 
नियुक्त किया जा सकेगा और ऐसी स्थिति में इस 
प्रकार के किसी भी ड्यूटी पद को केन्द्रीय सिविल 
पद. श्रेणी 1 माना जायगा । 

[सं०1 / 23/70-दि०हि ० ( से० ) (ii ) ] 


[ संख्या 19/ 24/ 72 -न्याय 

प्रेम प्रसाद नय्यर , 
संयुक्त सचिव , भारत सरकार । 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

New Delhi, the 22nd June 1972 
G . S . R . 842 . - In exercise of the powers conferred 
by the proviso to article 309 of the Constitution and 
all other powers enabling him in this behalf, the Presi 
dent hereby makes the following rules further to amend 
the Delhi and Andaman and Nicobar Islands Police 
Service Rules, 1971, namely : - - 

1 . ( 1 ) These rules may be called the Delhi and Anda 
man and Nicobar Islands Police Service ( Third Amend 
ment) Rules 1972. 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Offcial Gazette . 

2 . To rule 28 of the Delhi and Andaman and Nicobar 
Islands Police Service Rules, 1971 , the following proviso 
shall be added , namely : 
" Provided that a duty post may also be held by 

an officer in the Junior Scale of the Indian 
Police Service Cadre of the Union Territories 
and in that event any such duty post shall be 
treated as a Central Civil Post , Class I. " 

[ No . 1 / 23/ 70 -DH( S ) (ii ) .] 
गृह मंत्रालय 

नई दिल्ली, 22 जून, 1972 
सा०सा०नि० 842.--- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 
के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस बारे में प्राप्त अन्य सभी 
शक्तियों का प्रयोग करते हए , दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार 
द्वीप समूह पुलिस सेवा नियम , 1971 में और संशोधन करने के 
लिए एतद्वारा निम्मलिखित नियम बनात हैं , यथा : -- 
1. ( 1 ) इन नियमों को दिल्ली और अंडमान तथा 

निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा ( तृतीय संशोधन ) 

नियम . 1972 कहा जायगा । 
( 2) ये सरकारी राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

लागू होंगे । 
2. दिल्ली और अंडमान तथा निकाबोर द्वीप समूह पुलिस 

सेवा नियम , 1971 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा 
जायगा , यथा : 
"यह व्यवस्था की जाती है कि ड्युटी पद पर 

भारतीय पुलिस सेवा के संघ शासित क्षेत्र संवर्ग के 


New Delhi, the 24th June 1972 
G . S . R . 843 . - In exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) and clause ( 9 ) of sub - section ( 2 ) , of 
section 39 read with section 13 of the Delhi Sikh Gur 
dwaras Act, 1971 ( 82 of 1971) , the Central Government 
hereby makes the following rules , namely : 

1 . Short title and commencement . - ( 1 ) These rules 
may be called the Director Gurdwaras Elections terms 
of office and conditions of service Rules , 1972. 

They shall come into force on the date of their pub 
lication in the Official Gazette . 

2 . Definitions. (2 ) In these rules, unless the con 
text other wise required : 
( a ) " Act means the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 

1971 ( 82 of 1971 ) . 
( b ) " Administrator " means the Administrator. ap 

pointed under article 239 of the Constitution , 

for the Union Territory of Delhi; and 
(c ) " Director" means the Director Gurdwara Elec 

tions appointed under section 13 of the Act. 
3 Method of rocraltment.- ( 3 ) The Director shall be 
appointed , by the Central Government on the recom 
mendations of the Administrator from amongst the 
following:- - 

( a ) officers of the Indian Administrative Service , 
( b ) Oficers of the Delhi Judicial Service or any 

State Judicial Service , 
( c ) Omcers of the Delhi and Andaman and Nicobar 

Islands Civil Seryice or any State Civil 

Service , 
who shall be a Sikh within the meaning of clause ( n ) 
of section 2 of the Act and who shall nosepas judicial 
or administrative experience for a period of not less 
than 10 years. 

4 . Term of office.. - ( 4 ) The officer shall be appointed 
in the Arst instance for a period of one yens but this 
term can be extended or reduced hy guch period as may 
he decided by the Central Government in consultation 
with the Administrator. 

5 . Digqualification . - - ( 5 ) ( 1 ) No person who has more 
than one wife llving shall be eligible for appointment 
as the Director ; 
Provided that the Central Government may , if satis 

Aed , that there are special grounds for so doing 
exempt any person from the operation of this 

sub - rule. 
( 2 ) No woman who is married to any person , who 
has a wife llying shall be eligible for appointment ag 
the Director provided that the Central Government 
may , if satisfied that there are special grounds for so 
doing exempt any such woman from the operation of 
this sub -rule. . 

6 . Pay and allowance . - (5 ) The Pay scale of the 
Director shall be Rs. 900 - 50 - 1000 - - 80 ----1600 - 50 - 1800 


1804 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22, 1972JASADHA 31 , 1894 


[ PART II 


से कम 10 वर्ष का म्यायिक अथवा 
प्रशासकीय अनुभव होगा । 


(the senior scale of the IAS and the scale of the post 
of District and Session Judge ) . 

7 . Residuary matters . - ( 7 ) In respect of all such 
matters reg ; the conditions of services for which no 
provision or insufficient provision has been made In 
these rules , the rules , directions or orders for the time 
being in force, and applicable to an officer of the cor 
responding post under Delhi Administration will apply . 

[ No. 28 / 2 / 72- Delhi. ] 

R . C . JAIN , Dy. Secy . 
नई दिल्ली , 24 जून , 1972 


प्रवषि 


___ 4, कार्यकाल की . - - अधिकारी को पहले पहल एक वर्ष की अवधि 

के लिए नियुक्त किया जायगा किन्तु 
यह अवधि प्रशासक के परामर्श से केन्द्रीय 
सरकार के निर्णय के अनुसार बढ़ाई 
या घटाई जा सकती है । 


5 . अपात्रता - -- ( 1 ) कोई भी व्यक्ति जिसकी एक से 

अधिक जीवित पत्नियां होंगी निदेशक के 
पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 
यह व्यवस्था की जाती है कि विशेष 
माधारों की विद्यमान्यता के बारे में 
संतुष्ट होने पर केन्द्रीय सरकार किसी 
व्यक्ति को इस उप नियम से छूट दे 
सकती है । 


सा० सा० नि० 843. - - केन्द्रीय सरकार, दिल्ली सिख 
गुरुवारा अधिनियम, 1971 ( 1971 का 82 ) की धारा 13 के 
साथ पठित उपधारा ( 1 ) और उप धारा ( 2) के खण्ड ( 9 ) 
वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित 
नियम बनाती है, यथा :-- - 
1 . संक्षिप्त शीर्षक और 1.-- - इन नियमों को गुरूद्वारा चुनाव निवेशक 
प्रारम्भ 

सेवाकाल की अवधि और सेवा की शर्ते 
नियम , 1972 कहा जायगा । 
ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 

से लागू हो जायेगें । 
2. परिभाषाएं . - जब तक उन्दंग द्वारा और कुछ अपेक्षित 

न हो जब तक इन नियमों में :-- - 
" अधिनियम " का अभिप्राय दिल्ली सिख 
गुरुद्वारा अधिनियम 1971 ( 1971 
का 82 ) होगा । 
" प्रशासक " का अभिप्राय संघ 
शसित क्षेत्र दिल्ली के लिये संविधान के 
अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त 

प्रशासक होगा , और 
( ग ) “निदेशक " का अभिप्राय अधिनियम 

की धारा 13 के अधीन नियुक्त गुरुद्वारा 
चुनाव निदेशक होगा । 


( 2 ) कोई भी स्त्री जिसका विवाह किसी 

ऐसे व्यक्ति से हूमा हो जिसकी 
एक पत्नी जीवित हो निदेशक के पद पर 
नियुक्ति की पात्र न होगी । व्यवस्था 
की जाती है कि विशेष प्राधारों की 
विद्यमान्यता के बारे में संतुष्ट होने पर 
केन्द्रीय सरकार किसी भी ऐसी स्त्री को 
इस उप नियम से छूट दे सकती है । 


6. बेतन तया भत्ता . -- निदेशक का वेतनक्रम 900 - 50 

1000 - 60 - 1600 - 50 - 1800 ३० 
( भा० प्र० सेवा का वरिष्ठ वेतन क्रम 
तथा जिला और सत्र न्यायाधीश के 
पद का वेतनक्रम ) होगा । 


7 . अवशिष्ठ मामले..--- सेवा की शतों से सम्बन्धित ऐसे सभी मामलों 

के बारे में जिनके लिए कोई भी व्यवस्था 
नहीं है अथवा अपर्याप्त व्यवस्था इन 
नियमों में है, उस समय फिलहाल लागू 
तथा दिल्ली प्रशासन के अधीन समान पद 
पर नियुक्त किसी अधिकारी के सम्बध 
में लागू होने वाले नियम निदेशों तथा 
आदेश इस पद पर लागू होंगे । 


3. मर्ती का तरीका .--- निदेशक को , केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेशक 

की सिफारिशों पर निम्नलिखित में 

से नियुक्त किया जायगा : 
( क ) भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों , 
( ख ) दिल्ली न्यायिक सेवा अथवा अन्य 

किसी राज्य न्यायिक सेवा के 

अधिकारियों ; 
( ग ) दिल्ली और अन्दमान तथा निकोबार 

द्वीप समूह सिविल सेवा अथवा अन्य 
किसी राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों 
में से अधिनियम की धारा 2 के खण्ड 
( एन ) के अनुसार कोई सिख जिसे कम 


[ सं० 28/ 2/ 72-दिल्ली ] 


भार० सी० जैन , 
उप सचिव । 


Sec . 3 (1) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22, 1972 / AȘADHA 31, 1894 


1805 


New Delhi, the 24th June 1972 
G . S . R . 844 . — In exercise of powers conferred by 
sub - rule ( 1 ) of section 3 of All India Services Act, 1951 
( 61 of 1951) read with rule 11 of the Indian Police 
Service (Pay ) Rules , 1954, the Central Government in 
consultation with the Government of Maharashtra 
hereby make the following amendments to schedule III 
appended to the said rulcs ; 

2 . The amendment may be called the Eighth amend 
ment of 1972 to the Indian Police Service ( Pny ) Rules, 
1954 . 


Central Government in consultation with the Govern 
ment of Maharashtra have revised the strength and 
composition of the Indian Police Service cadre of 
Maharashtra and hereby direct that in the Schedule to 
the Indian Police Service ( Fixation of cadre strength ) 
Regulations, 1955 , for the entries relating to Maha 
rashtra the following shall be substituted as under : 
( 1 ) The amendment shall come into force with 

effect from the date of its publication in the 

Gazette of India . 
( ii ) These Regulations may be called the Indian 

Police Service ( Fixation of Cadre Strength ) 
Seventh Amendment Regulations 1972 . 


3 . These amendments shall come into force from the 
date of their publication in the Official Gazette . 


mod 


Amendments to I.P .S. (Pay ) Schedule 
4 . In the said Schedule III, under the heading " A 
Posts carrying pay above time scale pay in the Indian 
Police Service under the State Governments " against 
Maharashtra the following entry may be substituted ; 

For Director , Anti -Corruption and Prohibition , Intelli 
gence Bureau - Rs. 1600 — 100 — 1800 . 

Read Director. Anti-Corruption and Prohibition , In : 
telligence Bureau - Rs. 2500 - - 125 / 2 — 2750 . 

[No . 16 / 42 / 72-PERS .II (B )./ 


A 


AMENDMENT TO THE FIXATION OF CADRE 

STRENGTH 
1. Senior posts under State Government, 78 

Inspector General of Police . 
Director , Anti Corruption & Prohibition , 

Intelligence Bureau . 
Commissioner of Police, Bombay . 
Commissioner of Police, Poona . 

Commissioner of Police , Nagpur , 
Deputy Inspectors General of Police 

(Range ) . 
Deputy Inspectors General of Police 

( Intelligence , Crime & Rallways, Train 

ing and Special Units ) . 
Deputy Commissioner of Police, Bombay . 
Deputy Commissioner of Police, Poona . 
Deputy Commissioner of Police , Nagpur. 
Assistant Inspectora General of Police . 
Superintendents of Police , C . I. D . 
Şuperintendents of Police . 
Superintendent of Police Anti - Corruption 

& Prohibition Intelligence Bureau , 
Superintendents of Police , Railways, 
Superintendent of Police, Traffic. 
Additional Superintendents of Police . 
Principal, Police Training College 
Commandants of the State Reserve Con 

stabulory 


-Sen-Scacce 


uz 


as facet, 24 1972 
FTO FTo foro eTT 844. — HT rita gfar # 4 (aa ) 
fryn , 1954 # FETT : 11 # profon fact rata Hai 
fr4h , 1951 ( 1951 41 61 ) # UTRT 37 34 -8T2T ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , महाराष्ट्र 
सरकार के परामर्श से , उक्त नियमों के साथ संलग्न अनुसूची - 3 
में निम्नलिखित संशोधन करती है : 

2. TE TUTTA reapta afTH AT (aaa ) ft, 
1954 # 1972 9TOTT FIT PETMIT I 

3. ये संशोधन उस तारीख से लागू होंगे जिस तारीख को 
ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे । 

भारतीय पुलिस सेवा ( वेतम ) अनुसूची में संशोधन 

4 . 54149 - 3 # tituci " seTV R * * poft 
भारतीय पुलिस सेवा में समय वेतन मान से अधिक वेतन थाले पदों 
पर " के अधीन महाराष्ट्र के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि प्रति 
स्थापित की जाए ; प्रर्थात् : 
"PW4 ,star faritu ia hu foto 1600 
खुफिया ब्यूरो " 

100 - 1800 
FATA ore 
" Gila 1916 orir FATETET TE ET FOET 500 2500 -- 
47 47" - - 

125 / 2 – 2750 
(# 016 /42/72- 78 -2 ( a )] 


78 


Total 
2. Central Deputation Reserve @ 40 % of 

1 above. 


32 


110 
3 . Posts to be filled by promotion and Selec 

tion under Rule of the IPS (Recruit 
ment) Rules , 1954 @ 25 % of 1 and 

2 above. 
4 . Posts to be Alled by Direct Recruitment 

1 and 2 minus 3 above. 
5 . Deputation Reserve @ 20 % of 4 above 
6 . Leave Reserve @ 5 % of 4 above. 

Junior posts @ 20 .60 % of 4 above . 17 
Training Reserve @ 10 ,39 % of 4 above . 8 
Direct Recruitment posts . 

129 
Promotion posts. 

27 
Total Authorised Strength , 

158 


G . S . A . 845 . — In pursuance of sub - rule ( 2 ) of Rule 
4 of the Indian Police Service (Cadre ) Rules, 1954 . the 


[No. 10 /42 / 72 -Per HA ) . 


1806 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972 / ASADHA 31, 1894 


[ PART II --- 


. 


. . . 


2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 

1 के 40 प्र० स० के हिसाब से 


32 


सा० का० मि . 845.- - भारतीय पुलिस सेवा ( संवर्ग ) 
नियम , 1954 के नियम 4 के उप -नियम ( 2 ) के अनुसरण में 
केन्द्रीय सरकार में महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से भारतीय 
पुलिस सेवा के महाराष्ट्र संवर्म की संख्या और संरचना को परि 
शोधित किया है और यह एतदद्वारा निदेश देती है कि भारतीय 
पुलिस सेवा ( संवर्म संख्या नियतन ) विनियम , 1955 की अनुसूची 
में महाराष्ट्र से संबंधित प्रविष्टियों की जगह निम्नलिखित प्रविष्टियां 
प्रतिस्थापित की जाएंमी ; अर्थात : - -- 


110 


(i) यह संसोधिन भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की 
सारीख से लागू होमा । 

( ii ) इन विनियमों को भारतीय पुलिस सेवा ( संवर्ग संख्या 
नियतन ) सातवा संशोधन , विनियम , 1972 कहा जा सकेगा । 


3. भारतीय पुलिस सेषा (भर्ती) नियम , 1954 के 

नियम 9 के अधीन पदोन्नति और प्रवरण द्वारा 
भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 के 25 

प्र० श० के हिसाब से 
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे आने वाले पद उपर्युक्त 
पौर में से 3 घटाकर 

83 
5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 4 के 20 प्र० स० 

के हिसाब से 
6. छुटटी रिजर्व उपर्युक्त 4 के 5 प्र० प्र० के 

हिसाब में 
7. कनिष्ठ पद उपर्युक्त 4 के 20 . 60 प्र० भ० के 
के हिसाव से 

17 
8. प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त 4 के 10 . 59 प्र० श० के 

हिसाब से 


संवर्ग संख्या नियतन में संशोधन 


78 


129 


सीधी भर्ती पद 
पदोन्नति पद 


कुल प्राधिकृत संख्या 

156 
[सं० 16/ 42/ 72-पर्स -2 ( क ) ] 


1 . राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद 

पुलिस महा निरीक्षक 
निदेशक , भ्रष्टाचार निरोध एवं मद्यनिषेध 
खुफिया ब्यूरो 
पुलिस पायुक्त, बम्बई 
पुलिस प्रायुक्त, पूना 
पुलिस मायुक्त , नागपुर 
पुलिस उप महानिरीक्षक (रेंज ) 
पूलिस उप महानिरीक्षक ( मभिसुचना, अपराध एव 
रेलवे, प्रशिक्षण तथा विशेष मूनिट ) 
पुलिस उपायुक्त , बम्बई 
पुलिस उपायुक्त , पूना 
पुलिस उपायुक्त , मामपुर 
सहायक पुलिस महानिरीक्षक 
पुलिस अधीक्षक, सी० पाई० डी० 
पुलिस अधीक्षक , 
पुलिस अधीक्षक , प्रष्टाचार निरोध एवं मद्यनिषेद 
बुफिया म्युरो 
पुलिस अधीक्षक , रेलवे 
पुलिस अधीक्षक , ट्रैफिक 
अपर पुलिस अधीक्षक 
प्रिंसिपल , पुलिस प्रशिक्षण कालेज 
स्टेट रिजर्ष कांस्टेबुलरी के कमटि 


New Delhi, the 28th June 1972 
G . S . R . 846. - In exercise of the powers conferred by 
the proviso to article 309 of the Constitution , the Pre 
gident hereby makes the following rules further to 
amend the class III posts Directorate of Co -ordination 
( Police Wireless ) Recruitment Rules , 1962 , namely: 

1. ( 1 ) These rules may be called the Class III posts 
[ Directorate of Co - ordination (Police Wireless ) ] 
Recruitment (Amendment ) Rules, 1972 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of 
their publication in the Official Gazette . 

2 . In the schedule to the Class III posts [ Directorate 
of Co - ordination ( Police Wireless ) ] Recruitment Rules , 
1962 , after serial No. 28 and the entries relating there 
to , the following shall be inserted , namely : 


9. Foste ] 1 General 150 - 10 - Not Transfer Not 
Assistant Central 250 - EB - appli - on appli 

Service - 10 - cable . depu - cat le . 
Clas : - 290 - 1 

tation 
TII Non - 335 - EB 
Gazetted 15 - 380. 

Ministeri 

al . 
Not Not Not From among the Upper Division Not 
appli - appli - appli Clerks failing which from Lower arpli 
cable cable calle Division Clerks of the Central call . 

Secretariat Clerical Service with 
5 years service . Period of depu 
tation ordinarily not, exceeding 
three years , 


जोड 


78 


[ No . A. 21 / 22 / 71 - Wireless ( Pers.I. ] 

G . S . GREWAL . Dy. Secy . 


Sec. 361 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972 / ASADHA 31 , 1894 


1801 


- 


नई दिल्ली, 26 जून , 1972 
सा० सा०मि० 846. -- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हए , वर्ग III पद 
[( पुलिस बेतार ) समन्वय मिवेशालय ]भर्ती नियम , 1962 में पौर प्रापे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं , अर्थात् : -- 

1. संक्षित माम मोर प्रारम्भ : ( 1 ) इन नियमों का नाम वर्ग III पद [( पुलिस बतार ) समन्वय निदेशालय ] भर्ती (संशोधन ) 

नियम , 1972 होमा । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की सारीख को प्रवृत होंगे । 
2. वर्म III पद ( विस बेतार ) समन्वय निदेशालय ) भर्ती नियम 1962 की अनुसूची में , कम संख्या 28 और उससे संबंधित प्रवि 

ष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रत . स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : - - 
" 29 हास्टल सहायक 

साधारण केन्द्रीय 150 - 10 - 250 -- लामू नहीं होता 

सेवा वर्ग III द० रो० - 10 
मराजपवित 290 - 15 - 335 
मनुसचिवीय ६० रो0 - 15 

380 50 
प्रतिनियुक्ति पर लागू नहीं होता लाम नहीं होतालाम नहीं होता लाय नहीं होता उच्च -श्रेणी-विपिकों में से जिसके म 
स्थानान्तरण 

होमे पर केन्द्रीय सचिवालय लिपि 
कीय सेवा के मिम्नक्षेणी -लिपिकों 
से जिनकी सस श्रेणी में पांच वर्ष 
की सेवा हो । प्रतिनियुक्ति की 
प्रधि मामबी तौर पर बीन 

वर्ष से पनधिका । 

[सं० ए० 21/ 22/ 71-बैतार ( कार्मिक / 1) ] 
बायू नहीं होता 

जी० एस० वेवस , उप सधिः । 


New Delhi, the 30th June 1972 


G . S . R . 847 . In exercise of the powers conferred by 
section 10 of the Charitable Endowments Act , 1890 
( 8 of 1890 ) , the Central Government hereby directs 
that the redemption proceeds of the 8 per cent First 
Development Loan 1970 - -- 75 belonging to the Jewish 
Charitable Endowmens Fund to the extent of Sixty 
thousand and eight hundred rupees shall be reinvested 
In the loan Bonds issued by the Government of West 
Bengal carrying interest at the rate of 54 per cent per 
annum and maturing in 1983 


जिन पर ब्याज की दर प्रति वर्ष 5 3 / 4 प्रतिशत होगी , 
पौर जो 1983 में परिपक्व होमा, पुनः विनहित किया जाएमा । 

[ सं० एफ 1/ 4/ 71-न्ययिक 
ब्रह्मानंद सुक्ल , उपसचिव । 


PLANNING COMMISSION 


[ No. F. 1 / 4/ 71 -Judl. ] 


B. SHUKLA, Dy . Secy . 


New Delhi , the 28th June , 1972 
G . S . R . 848. --In exercise of the powers conterred by 
the proviso to article 309 of the Constitution, the 
President hereby makes the following rules to amend 
the Planning Commission ( Senior Research Officers 
and Research Officers) Recruitment Rules , 1970 , 
namely : 


नई दिल्ली, 30 जून , 1972 


साका नि० 847. -- रात और विन्यास प्रधिनियम , 
1800 ( 1890 का 6) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि जैविस 
खैरात विन्यास निधि के प्रथम विकास उधार 1970- 1975 के 
3 प्रतिशत मचान पामम को साठ हजार और पाठ सौ रुपये तक 
पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा आरी किए गए उधार बर्ध- पनो में , 


1. (1) These rules may be called the Planning Com 

mission ( Senior ResearchOfficers and 
Research olcers ) Recruitment ( Amendment ) 

Rules , 1972 
(11) They shall come into force on the date of 

their publication in the Official Gazette . 
2 . In the Schedule to the Planning Commission 
( Senior Research Officers and Research Omcers ) 
Recruitment Rules, 1970, against the post of Research 
Officers . 
(i ) in column 2, for the figures "21 ", the igures 

" 22 " shall be substituted ; 


1808 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22, 1972 / ASADHA 31 , 1894 , 


[ PART II 


( ii ) in column 7. after the entries, the following 

entries shall be inserted, namely : 


" AGRICULTURE " 
Besential 
( 1) Master s degree of a recognised University in 

Agricultural Economics . 
( ii ) Minimum 3 years experience of research and 

Planning on problems connected with Agri 
culture and allied subjects in an institution 
of repute. 


करने और योजना बनाने का कम से कम तीन 

वर्ष का अनुभव । 
बांछनीय : 
( 1 ) आरत के विभिन्न राज्यों में कृषि से सम्बन्धित 

दणाओं और समस्याओं का क्षेत्र अनुभव । 
( 2 ) रिपोर्ट तैयार करने पर प्रांकड़ों की परीक्षा 

करने का अनुभव । 
( 3 ) विपणन, भंडारकवण, कृषि उपकरणों, प्रादि जैसे 
अन्य सहर विययों का ज्ञान । 

( सं० ए ०- 1 2 0 18 / 9/ 71-प्रशा० - 1 ) 


Desirable 
(1 ) Field experience of conditions and problems 

relating to agriculture in various states of 

India. 
( ii ) Experience of preparation of reports and 

examination of data . 
( iii ) Knowledge of other allied subjects like 

marketing, storage, agricultural implements, 
etc . " 


New Delhi , the 30th June 1972 


, [ No. A.12018 / 9 / 71 - Adm.I. ] 


योजना प्रयोग 


नई दिल्ली , 26 जून , 1972 
सा का० नि० 848 .- - राष्ट्रपति , संविधान के 
अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए , योजना आयोग ( ज्येष्ट अनुसंधान अधिकारी और अनुसंधान 
अधिकारी ) भर्तीनियम , 1970 में संशोधन करने के लिए एतदद्वारा 
मिम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात : 


___ 1. ( 1 ) इन नियमों का नाम योजना पायोग ( ज्येष्ठ 
मनुसंधान अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी ) भर्ती ( संशोधन ) 
नियम , 1972 होगा । 

( 2 ) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त 
होंगे । 

2. योजना प्रायोग ( ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी और 
अनुसंधान अधिकारी ) भर्ती नियम , 1970 की अनुसूची 
में , अनुसंधान अधिकारी के पद के सामने , 


G . S . R . 849 . In exercise of the powers conferred 
by the proviso to article 309 of the Constitution , the 
President hereby makes the following rules further 
to amend the Planning Commission (Senior Research 
Officers and Research Officers ), Recruitment, Rules, 
1970, namely : - - 

1. ( 1 ) These rules may be called the Planning Com 
mission ( Senior Research Officers and Research Om 
cers) Recruitment ( Amendment ) Rules , 1972. 

__ ( 2 ) They shall come into force on the date of 
their publication in the Official Gazette . 

2 . In the Schedule to the Planning Commission 
( Senior Research Officers and Research Officers ) Re 
cruitment Rules, 1970 ; 

(i ) in column 7 relating to the post of Senior, Re 
scarch Omcer (Natural Sciences) , under the heading 
" Essential" , for entry (1) , the following entry shall be 
substituted , namcly :- - 
" Master s degree of a recognised University or 

equivalent qualification in any of the under 
mentioned subjects which may be specificd 
in respect of each post at the time of recruit 
ment: - - 
( 1) Physics 
( 2 ) Chermistry 
( 3 ) Mathematics (including Statistics ) 
( 4 ) Botany 
(5 ) Zoology 
(6 ) Geology ," 


( 1 ) स्तंभ 2 में , अंक 21 के स्थान पर अंक 22 प्रति 

स्थापित किए जाएंगे । 


( 2 ) स्तंभ 7 में , प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित 

प्रविष्टिय अंत स्थापित की जाएंगी अर्थात् : - - 


( ii ) in column 7 relating to the post of Research 
Officer ( Natural Sciences ) , under the heading " Essen 
tial ", for entry (1 ) the following entry shall be substi 
tuted, namely : -- 


कृषि 


श्रावश्यक : 


“ ( 1 ) Master s degree of a recognised University 

or equivalent qualification in any of the under 
mentioned subjects which may be specified in 
in respect of each post at the time of recruit 
ment : 


( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि 

अर्थशास्त्र में मास्टर की उपाधि , 


( 2 ) किसी ख्याति प्राप्त संस्था में कृषि और सहबर 

विषयों से संबंधित समस्याओं पर अनुसंधान 


( 1 ) Physics 
( 2 ) Chemistry 
( 3 ) Mathematics (including Statistics) 


SEC. 3601 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972 / ASADHA 31 , 1894 


1800 


( 4 ) Botany 
(5 ) Zoology 
( 6 ) Geology . " 


[ No. A - 12025 / 17 / 70- ADM.I.] 
N. K . AGGARWAL, Under Secy . 


विषयों में से किसी विषय में मास्टर की उपाधि या समतुल्य अर्हता , 
जो भर्ती के समय प्रत्येक पद की बाबत विनिर्दिष्ट की जाएगी : 

( 1 ) भौतिक विज्ञान 
( 2 ) रसायन विज्ञान 
( 3 ) गणित (जिसके अनर्गत सांख्यिकी भी है ) 
( 4) वनस्पति विज्ञान 
( 5 ) प्राणि विज्ञान 
( 6) भ-विज्ञान । ” 


नई दिल्ली 30 जून , 1972 


जी० एस . पार . : 42. - - संविधान के अनुच्छेद 309 
के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. राष्ट्रपति , 
योजना पायोग ( ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी और और अनुसंधान 
अधिकारी ) भर्ती नियम , 1970 में पोर संशोधन करने के लिए 
एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं , मर्यात् : 
1. ( 1 ) इन नियमों का नाम योजना प्रायोग ( ज्येष्ठ 

अनुसंधान अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी ) 
भर्ती (संशोधन ) नियम , 1972 होगा । 


[ सं० ए० 120 25/ 17/ 70 - प्रशा० - 1] 


एन० के० अग्रवाल , अवर सचि । 


( 2 ) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त 

होंगे । 


MINISTRY OF RAILWAYS 


2. योजना आयोग ( ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी और अनु 
संधान अधिकारी ) भर्ती नियम , 1970 की अनुसूची में , - - 


( Railway Board ) 
New Delhi, the 7th June 1972 


( 1 ) ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी ( प्राकृतिक विज्ञान ) 

के पद से सम्बन्धित स्तम्भ 7 में , " आवश्यक " 
शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि ( 1 ) के स्थान पर , निम्न 
लिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :- -- 


G . S . R . 850 . — In exercise of the powers conferred by 
section 147 of the Indian Railways Act. 1890 (9 of 
1890) , the Central Government hereby exempts the rall 
ways worked by the Marmugao Port Trust from the 
provisions of Chapter VIA of the said Act. 


[ No . E ( LL) / 66 / HER / 54.] 


"किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से निम्न 
लिखित विषयों में से किसी विषय में मास्टर की 
उपाधि या समतुल्य अर्हता, जो भर्ती के समय 
प्रत्येक पद की बाबत विनिर्दिष्ट की जाएगी : 


0 . D . SHARMA, 
Dy . Director , Establishment, 

Railway Board . 


रेल मंत्रालय 

( रेलवे बोर्ड ) 
नई दिल्ली , 7 जून , 1972 


( 1 ) भौतिक विज्ञान 
( 2 ) रसायन विज्ञान 
( 3 ) गणित (जिसके अन्तर्गत सांख्यिकी सी है ) 
( 4 ) वनस्पति विज्ञान 
( 5 ) प्राणि विज्ञान 
( 6) भू-विज्ञान । ” 


( 2 ) अनुसंधान अधिकारी ( प्राकृतिक विज्ञान ) के पद से 
संबंधित स्तम्भ 7 में , " मावश्यक शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि ( 1 ) 
के स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्यापित की जाएगी , 
अर्थात् : --- 


जी० एस० प्रार० 850. - - भारतीय रेल अधिनियम , 1890 
( 1890 का 9 ) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा माटुंगोवा पोर्टट्रस्ट द्वारा 
चालित रेलों को उक्त अधिनियम के अध्याय viक के उपबन्धों से 
छूट देती है । 
[ सं० ई० ( एल०एल० ) 66/ एच ०ई०पार०/ 54 ] 

मोम् दत्त शर्मा, 
उप निदेशक , स्थापना 

रेलवे बोई । 


" ( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित 


1810 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972 /ASADHA 31, 1894 


PART 


- 


MINISTRY OF EDUOATION AND SOCIAL 

WELFARE 


the case of persons belonging to the Scheduled Castes , 
the Scheduled Tribes and other special categories of 
persons in accordance with the orders issued by the 
Central Government from time to time. 


(Department of Social Welfare ) 
New Delhi, the 22nd June 1072 


5 , Disqualification . - No person ; 


( a ) who has entered into or contracted a marri 

age with a person having a spouse living 
or 


(b ) who , having a spouse living , has entered into 

or contracted a marriage with any person , 


G . S . R . 851. - In exercise of the powers conferred 
by the proviso to article 309 of the Constitution , the 
President hereby makes the following ruley regulat 
ing the method of recruitment to the post of Senior 
Investigator in the office of the Director General , 
Backward Classes Welfare, namely : 

1. Sbort title and recommencement. - ( 1 ) Thebe 
rules may be called the Office of the Director General, 
Backward Classes Welfare Senior Investigator Recruit 
ment Rules , 1972 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Omcial Gazette . 

2. Application . These rules shall apply to the post 
specified in column 1 of the Schedule annexed 
hereto . 


shall be eligible for appointment to the said post: 


Provided that the Central Government may , it satis 
fied that such marriage is permissible under the per 
sonal law applicable to such person and the other party 
to the marriage and there are other grounds for so 
doing , exempt any person from the operation of this 
rule . 


8. Number of post, classification and scale of pay .- - 
The number of the said post . its classification and 
the scale of pay attached thereto shall be as specified 
in columns 2 to 4 of the wald Schedule . 


6 . Power of relaxation . — Where the Central Govern 
ment is of opinion that it is necessary or expedient so 
to do, it may , by order , for reasons to be recorded in 
writing , and in consultation with the Union Public Ser 
vice Commission , relax any of the provisions of these 
rules with respect to any class or category of persons. 


4 . Method of recrultment, age limit, qualifications 
etc . The method of recruitment, age limit , qualifi 
cations and other matters relating to said rule shall 
be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule 
aforesaid : 


7 . Saving . - Nothing in these ruleg shall effect reser 
vations and other concessions required to be provided 
to Scheduled Castes , the Scheduled Tribeg and other 
Special Categories of Persons in accordance with the 
orders issued by the Central Government from time to 
time in this regard . 


Provided that the upper age limit , specified in 
column 6 of the said Schedule, may be relaxed in 


SCHEDULE 
Recruitment Rules for the post of Senior Investigator in the Office of the Director General, Backward Classes Welfare 


- 


Nan of Poit 


Classification 


Scale of Pay . 


N ). 

of 
Posts 


Whether Age for 
Selection direct 
Post or non - recruits 
Selçction 
Post 


Educational and other qualifica 

tions required for direct 
rocruits 


Sonior Investigator 


One 


Rs. 325 - 15 - 475 - EB - 

20 – 575. 


Not 
applicable . 


General 
Central 
Service , 
Class II , 
Non 
Gazetted , 
Non 
Ministerial, 


30 years 
Relaxablo 
for Govern - 
ment sor 
vants . 


Essential : 
(1) Master s degreo in Social 

Work , Economics, Sociology 
or Social Anthropology with 
spocialisation in Research and 
Statistics . 


( it ) About 2 years axperion ce 

of participation in survoy ! 
rosgarch in the field of Social 
Wolfaro , including analysis 
of data and proparation of 
reports. 
Qualificatione felaxable at the 
discretion of the Union Public 
Service Commission in case 
bf candidatos otherwise well 
qualified 


SEC . 3(6) ] 


THE GAZETTE OF INDIA ; JULY 22, 1972 / ASADHA 31 , 189 : 


18II 


. .. 


Whether ago Period of Metbod of rcct, whether by In case of recit . by promo- Ifa DPC Circumstances in which 
and cducational probation , direct rectt . or by promotion tjon/ deputation / trar for , exists, what U . P . S . C . is to br con 
qualifica ions if any. or bv deputation /transft , & grades from which promoʻion ) is its compo - ruled in mikiny r ott, 
prescribed for 

percentage of the vacancies deputa ion /transfer to bemule siti in 
direct recruits 

to be filled by various methode 
will apply in 
the case of 
Promo c06 . 


- - -- 


9 


10 


____ 


IT 


I0 


Not 
upplicubin 


2 Vrass 


By direct recruitment 


Feel re 


Not applicable 


Not 
applicable 


As required under the 

Union Public Servicc 
Commission (Exemption 
fron Consultation ) 
Regulations, 1958 . 


- 


- • 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - -- - 


[ No . 3/ 6 / 69 - S C1 ( I).] 
0 . P . SINGH BHATIA , Under Secy , 


शिमा पोर समाज कल्याण मंत्रा नय 

( समाज कल्याण विभाग ) 


नई दिल्ली, 22 जून , 1972. 


मा०कानि 851.-- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , पिछड़े वर्गों में कमाण 
के महानिदेशक के कार्यालय में ज्येष्ठ अन्वेषक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं , 
अर्थात : - - 

1. सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ( 1 ) इन नियमों का नाम पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण के महानिदेश का काना (ोक 

अन्वे क ) भर्ती नियम , 1972 होगा । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकागन को तारोन को प्रवन होंगे । 
2. लागू होना :- ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पद ही नाग हो । 
3. पर संध्या , वकीरण और बतनमान : - उक्त पद की संख्या , उगका वर्गीकरण और उसका वेतनमान यह होगा जोउ न 

सूची के स्तभं 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं । 
। भर्ती को पद्धति, प्रायु सो : , प्रईताएं , प्रादि :----उक्त पद पर भर्गों को पवनो प्राय मोना, अईनायें प्रोर उनसे मधिन प्रय 

बातें वे होंगी जो उस अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 ता में विनिर्दिष्ट : 
परन्त उक्त अनसूची के स्तंम 6 में विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सोमा केन्द्रीय मरकार द्वारा समय - समय पर निकाले गार प्रादेगा प्रसार . 
किसी भी अनसूचित जनजति या किसी अन्ध विशेष प्रवर्ग के अभ्यार्थियों के संबंध में शिथिल की जा सकेगी । 

5. निरर्हता - वह व्यक्ति --- 

( क ) जिमने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्ती जोविन है, विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जोवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्स पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्त यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐमा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लाग समोर विधि के 
प्रधीन अनशेय है और ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छट दे सकेगी । 


ह शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐमा करना प्रावयश्क या समीचीन है वहां वह , उसके लिए जो 

कारण हैं उन्हे लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा मायोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी अबन्ध को , किसी वर्ग 
या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबा, आदेश द्वारा, शियि न कर सकेगी । 


1812 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972 / ASADHA 31, 1894 


[ PART II --- 


7. पावति : इन नियमों की कोई भी बात उन आरक्षणों और अन्य रियायनों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार 

द्वारा समय -समय पर निकाले गए आदेशों के अनुमार अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के 
व्यतिनयों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है । 


अनुसूची 


समाज कल्याण विभाग में पिछड़े वर्गों के कल्याण के महानिदेशक के कार्यालय में ज्येष्ठ अन्वेषक के पद के लिए भर्ती नियम 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों 
की 
संख्या 


चयन पद अपवा सोधे भो फिर जाने वाले व्यक्तियों 
प्रायन पद 

के लिए आयु 


12 


3 


ज्येष्ठ अन्वेषक 


नाग नही होना 


एक साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 325 - 15 - 475 दे० रो । 
2, अराजपवित , 

20 - 57560 
अननुसचिवीय 


3 ) पर्व 
( सरकारो पे । कों के लिए शिथिल 

की जा सकती है ) 


परिवीक्षा की अवधि यदि दो 


सीधे भती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
महतायें 

लिए विहित प्राय और शैक्षिक आईनायें 
प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं 


8 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


( 1 ) सामाजिक कार्य , अर्थशास्त्र , समाजविज्ञान या मामा 
जिक मानव -विज्ञान में , अनुसंधान और मांख्यिका में विशे 
बजेता सहित मास्टर डिग्री । 


( ii ) सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सर्वेक्षण अनुसंधान में 

भाग लेने का लगभग 2 वर्ष का अनुभव जिसमें प्रांकड़ों का 
विश्लेषण प्रौर रिपोर्ट की तैयारी सम्मिलित है । ( अन्यथा 
सहित अभ्यर्थियों की दशा में प्रस्तायें संघ लोक सेवा 
पायोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं ) 


SEC. 3601 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22, 1972 / ASADHA 31, 1894 


1813 


. . . - - 


- 


- - 


. 


भर्ती की पद्धति ( भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति प्रतियुक्ति / स्थाना . यदि विभागीय प्रोन्नति समिति भर्ती करने में किन परिस्थितियों में 
प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थाना - न्तरण द्वारा भर्ती की दशा है तो उसकी संरचना संघ लोक सेवा प्रायोग से परामर्श 
न्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों में ये श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति । 

किया जाएगा । 
द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियो का प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण 
प्रतिशत ) 

किया जाएगा । 


10 


11 


_ 13 


सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नही होता 


लागू नहीं होता 


जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग 
( परामर्श से छट ) विनियम , 1958 
के अधीन अपेक्षित है । 


[संख्या एफ० 3/ 6/ 69 - एस० सी० टी० 1] 

प्रो० पी० सिह भाटिया , 

अवर सचिव । 


- 


- 


DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS 


5 . Disqualifications. No person 


New Delhi, the 21s : June 1972 


( a ) who has entered into or contracted a marri 

age with a person having a spouse living , ur 


G . S . R . 852 . In exercise of the powers conferred by 
, the proviso to article 309 of the Constitution , the Presi 

dent hereby makes the following rules relating the 
method of recruitment to the post of Senior Legal 
Assistant in the Departmont of Company Afairs , 
namely : - - 


( b ) who , having a spouse living, has entered 

into or contracted a marriage with any per 
son , shall be eligible for appointinent to the 
said posts : 


1 . Short title and commencement. - - ( 1 ) These rules 
may be called the Department of Company Affairs 
( Senior Legal Assistant ) Recruitment Rules , 1972 . 

( 2 ) These rules shall come into force on the date 
of their publication in the Official Gazette . 


Provided that the Central Government may , if 
satisfied that such marriage is permissible under the 
personal law applicable to such person and the other 
party to the marriage and there are other grounds 
for so doing , exempt any person from the operation) 
of this rule , 


2. Application.--- These rules shall apply to the post 
pecified in column 1 of the Schedule hereto annexed . 


6 . Power to rclax. - Where the Central Government 
is of opinion that it is necessary or expedient so to 
do it may , by order , for reasons to the recorded in 
writing , and in consultation with the Union Public 
Scrvice Commission , relax any of the provisions of 
these rules in respect of any clags or category of 
persons . 


3 , Number of post, its classification and scale of 
pay . The number of the said post , its classification 
and scale of pay attached thereto shall be as specified 
in columns 2 to 4 of the said Schedule . 


4 . Method of recruitment , age limit qualifications , 
etc. - The method of recruitment, age limit, quali11 
cations and other matters relnting to the said post 
shall be as specified in columns 5 to 13 of the 
Schedulc : 


7. Saving . - Nothing in these rules shall affect re 
servations and other concessions required to be pro 
vided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and 
other special categories of persons in accordance with 
the orders issued by the Central Government from 
time to time in this regard . 


1814 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972 JAŞADHA 31, 1894 


(PART 11 — 


Recruitment Rules for the post of Senior Legal Assistant in the Department of Company Affairs , 


Name of post 


Classifica 
tion 


Scale of pay 


Whether 
Selection 
post or 
Non - Selec 
tion post. 


Agc limit 
for direct 
recruits . 


Educational and other quolifica 

tions required for direct 
recruits, 


posts 


Senior Legal Assistant. . 


I 


Rs. 325 -15 — 475-- EB - 
20 - 575 . 


Not appli - 
cable . 


Not appli- 
cable . 


Not applicablc , 


General 
Central 
Service 
Class II 
Non 
Gazetted 
(Ministerial) 


Whether age 
and cducation 
al qualifica - 
tjons prescri 
bed for direct 
recruits will 
applyid the 
case of pro 
motecs 


Period of Method of rectt . whether by In case of recit , by promotion / Jf a DPC Circumgtances in which 
probation . dircet rectt. or by pro deputation transfer , grades cxists what UP. S . C . is to be con 
if any . motion or by deputation from which promotion /itepu - ja its com pulted in making recruits . 

transfer & percentage of tation / transfer to bemade. position . 
the vacancies to be filled by 
various methods. 


IO 


II 


12 


13 


Not 
applicable 


By transfer on dcpulation . 


Not 
applicable 


Transfer on deputation 


Not 
applicable 


As required under the 
Union Public Service 
Commission (Exem 
tion from Consultation 
Regulations 1958. 


Oficers under the Central Gov 
enmont possessing Degree 
in Law of a recognisca Uni 
versity and having at lcast 3 
vcars service in posts in the 
scale of Rs. 210 - 425 or cqui 
valent. 


Period of deputation Ordinarily 

not exceeding 3 years ). 


[No. A . 12011/9/71 -- Admn. I.)] 


-- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


SEC. 3(i) ]] THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22, 1972JASADHA 31, 1894 

1815 
- - 

- - - - - 
कम्पनी कार्य विभाग 

3 मिरहंताएं - - बह ाक्त - - ( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति 
नई दिल्ली, 21 जून , 1972 

से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , 

विवाह किया है, या 
सा०का०नि० 852. --- राष्ट्रपति, सविधान के अनुच्छेद 
309 के परन्तुक वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित 
कम्पनी कार्य विभाग ; ज्येष्ठ विधि सहायक पद पर भर्ती की 

होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, 
पबति से सबधित निम्नलिखित नियम एतद द्वारा बनाते है , 

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 
अर्थात : - - 


1. संक्षिप्त नाम मोर प्रारम्भ - - ( 1 ) इन नियमों का नाम 

कम्पनी कार्य विभाग ( ज्येष्ठ विधि सहायक ) 
भर्ती नियम , 1972 होगा । 


। परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा 
विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय 
विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐमा करने के लिए अन्य प्राधार 
मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे 
सकेगी । 


( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त 

होगे । 
2 लागू होना ----ये नियम इसमे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 
1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे । 
___ 3. पत्र संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतनमान.-- - उक्त 
पद की संख्या , उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतनमान वे 
होंगे , जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है । 


6 शिथिल करने की शक्ति .- - जहां केन्द्रीय सरकार की 
राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके 
लिए जो कारण ट्ट उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग 
से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को व्यक्तियों के 
किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत , आदेश द्ववारा शिथिल कर सकेगी । 


4 भर्ती की पद्धति , प्राय -सीमा और अन्य प्रहंताए आदि. - - 
भर्ती की पद्धति , प्राय -सीमा , अर्हताएं और उक्त पद से सम्बन्धित 
अन्य बाते वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 मे 13 तक मे 
विनिर्दिष्ट है । 


7. व्यावृति . - इन नियमों ; की कोई भी बात , इस सम्बन्ध 
में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय -समय पर जारी किए गए आदेशों 
के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो और 
व्यक्तियो के अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए उपबन्ध करने के लिए 
अपेक्षित आरक्षणो और अन्य रियायतो को प्रभावी नहीं करेगी । 


अनुसूची 


कम्पनी कार्यविभाग में ज्येष्ठ विधि महायक के क पद के लिए भर्ती नियम 


पद का नाम 


वेतनमान 


पदों 

की 


चयन पद अथवा 

अचयन पद 


सीधे भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए प्रायु 


सीमा 


संख्या 
--- ---------- ------ -------- -- -- - - 

23 


ज्येष्ठ विधि सहायक 


लाग नही होता 


1 साधारण केन्द्रीय मेवा वर्ग 2 325 - 15 - 475 - द० लागू नही होता 

अराजपत्रित ( अनमचिवीय ) रो० - 20 - 575 रु० 


1816 

- - 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22, 1972 / ASADHA 31 , 1894 
- - - - - - - - - - 

---- -... - - - - - - -- - - - - - - - - - - --- - - - -- -- -- -- - - - - - 


[P ART II — 
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए गैक्षिक और सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित परिवीक्षा की अवधि , यदि वाद हो 
अन्य अर्हतायें 

आय और शैक्षिक अर्हताये प्रोन्ननों की दशा में लाग 
होंगी या नहीं । 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - -- 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


- - - 


- 


- - - - - - 


भर्ती की पद्धति /भर्ती प्रोन्नति द्वारा या प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा यदि विभागीय प्रोन्नति 
प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा तथा भर्ती की दशा में वे श्रेणयां जिनमे प्री - यमिनि हो तो उस को 4 
विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली नति / प्रतिनियुिक्ति / स्थानान्तरण किया रचना । 
रिक्तियों की प्रतिशतता 


भर्ती करने में किन परि . 
पिनियों में पत्र लोक सेवा 
आयोग में परामर्श किया 
जाएगा । 


जाएगा 


10 


11 


12 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा 


संघ लोक सेवा आयोग 

(परामर्श मे छूट ) 
विनियम , 1958 के 
अधीन यथा अपेक्षित । 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण लागू नहीं होता 
केन्द्रीय सरकार के अधीन के अधिकारी, 
जिनके पास विधि में किसी मान्यता 
प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री हो 
और 210 - 425 रु० के वेतनमान 
या समतुल्य में उन पदों पर कम से कम 
3 वर्ष की सेवा हो । (प्रतिनियुक्ति 
की अवधि - मामूली तौर पर 3 वर्ष 
से अधिक नहीं होगी । 


- 


- 


- 


- 


[ सं० फा० 12011 / 9/ 71 - प्रभा० - 1 ] 


G . S . R . 853. - In exercise of the powers conferred by 
the proviso to article 309 of the Constitution , the Presi 
dent hereby makes the followim rules relating to the 
inethod of recruitment to the st of Cornputor - cum 
typist in the Department of Company Affairs, namely : 


and the scale of pay attached thereto shall be as speci 
fied in columns 2 to 4 of the said Schedule . 

4. Method of recruitment , Age limit, qualifications , 
etc. - --The method of recruitment, aur limit , qualifica 
tlona and other matters relating to the said post shall 
be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule : 


___ 1 . Short title and commencement.- - ( 1 ) These rules 
may be called the Department of Company Affairs 
(Computor - cum - typist ) Recruitment Rules , 1972 . 


( 2 ) These rules shall come into force on the date of 
their publication in the Official Gazette . 


Provided that the age limit specificd in column 6 of 
the said Schedule for direct recruits may be relaxed in 
the case of the Scheduled Castes, the Schedulcd Tribes 
and other special categories of persons in accordance 
with the orders issued by the Central Government 
from time to time. 


2. Application. These rules shall apply to the post 
specified in column 1 of the Schedule hereto annexed . 


3. Number of post , its classification and scale of 
pay . The number of the said post, its classification 


5 Disqualifications.-- No person , 
( a ) who has entered into or contracted a marriage 

with a person having a spouse livind or 


SEC . 3 (1) ] 


THE GAZETTE OF INDIA: JULY 22, 1972 JASADHA 31, 1894 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972 JASADHA 31, 1894 


1817 


wenn 


it may, by order , for reasons to be recorded in writing, 
relax any of the provisions of these rules in respect of 
any class or category of persons. 


( b ) who having a spouse living, has entered into 

or contracted a marriage with any person , shall 

be eligible for appointment to the said post : 
Provided that the Central Government may, if satis 
fied that such marriage is permissible under the per 
sonal law applicable to such person and the other 
party to the marriage and there are other grounds for 
so doing, exempt any person from the operation of this 
rule . 

6 . Power to relax .. Where the Central Government 
is of opinion that it is necessary or expedient so to do , 


7. Savings. Nothing in these rules shall affect 
reservations and other concessions required to be pro 
vided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and 
other special categories of persons in accordance with 
the orders issued by the Central Government from 
time to time in this regard . 


SCHEDULE 


Recruitment Rules for the post of Computor -cum -typist Department of Company Affairs 


Name of post 


No. 
of 


Classifica 
tion 


Scale of pay 


Whether Age limit 
Selection for direct 
post or non - recruits . 
Selection 
post . 


Educational and other qualifi 
cations required for direct 
recruits . 


posts 


- 


1 


2 


3 


Computor - cum -typist. 


2 


General 

Central 
Service, 
Class ITT 
Non 
gazetted 
(Ministerial: 


Essential : 
Rs. IIO - - 3 - 131 - 4 - 1557 Not Minimum 
EB - 4 175 5 — 1801 Applicable . age limit (i) Matriculation or equivalent 

18 years. with Economics or Higher 

Mathematics as one of the 

subjects ; 
( ii) Speed " in English typewritirg : 

30 words per minute . 


Desirable. : 
knowledge of handling calculat 

ing machine. 


Wh 


Whether age Period of Method of rectt . whether by ! n case of sectt. by promotion !f a DPC Circumstance in which 
and education - probation . direct recruit Or by pro - deputation trarsfri. { tiri girs, vtit V . PS. C . is to te 
al qualifica - if any. motion or by deputation from which promotion / depu - is its com - copsulted in makir g 
tions prescri 

transfer & percentage ofthe tation / transfeito bemace . position . recit. 
bed for direct 

vacancies to be filled by 
recruits will 

various methods 
apply in the 
case of promo 
tees. 


Ιο 


II 


12 


13 


2 years 


Not applicall . 


Not 
applicable . 


Bytrap fer) deputation failing Transfer/de putation of L . D . Cs. Not 
which by direct recruitment. of C .S . C . S . possessing the applicable . 

qualifications and experience 
prescribed under column 


(Period of deputation normally 

torze years extendable by one 
vear more in the public in 
tcrest) 


[No. A . 12011 /9 /72-Adm . I ] 
K . M SHARMA, Under Secy , 


1818 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22, 1972 / ASADHA 31, 1894 


[ PART II -- 


... - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
PAN 


- - - - 
HI 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - गाना 


न 


TN 


- 


- - 


सा० का०नि० 853 .- -- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , कम्पनी कार्य विभाग 
में संगणक एवंन्टंकक पद पर भर्ती की पद्धति की विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतदद्वारा बनाते हैं ; अर्थात . - - 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. - - ( 1 ) इन नियमों का नाम कम्पनी कार्यविभाग ( मंगणक-एवं टंकक ) भर्ती नियम , 1972 होगा । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगें । 
2. लागू होमा .-- -ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होगें । 
3. पव -संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान, — उक्त पद की संख्या , उसका वर्गीकरण और उम से संलग्न वेतनमान वे होगें 
__ जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है । 
भर्ती की पद्धति, प्राय-सीमा और अर्हताएं प्रादि. - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, प्रायु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य 

बाते वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है : 
परन्त सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ 6 में विनिर्दिष्ट प्राय-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय 
पर जारी किए गए प्रादेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों पार व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के मामले में , शिथिल की 
जा सकेगी । 
5. मिरहंताएं . ---वह व्यक्ति 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए , किसी व्यक्ति से विवाह किया है 


उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ; 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन 
मनुशेय है और ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

6. शिथिल करने की शक्ति. - - जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना प्रावयपक या समीचीन है वहां वह, उसके 
लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत , प्रादेश 
द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


7. छ्यापत्ति . - - इन नियमों में की कोई भी बात , इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रादेशों 

के अनमार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए उपबन्ध करने के लिए 
अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी । 


अनसूची 
कम्पनी कार्य विभाग में संगणक - एवं टंकक के पद के लिए भर्ती नियम 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेगनमान 


की 


चयन पद अथवा मीधी भर्तीकिए जाने वाले 
अचयन पद 

व्यक्तियों के लिए प्राय 
सीमा 


सख्या 


2 


3 


5 


संगणक एवं टंकक 


2 


साधारण केन्द्रीय सेवा , वर्ग 110 - 3 - 131 - 4 - 155 - लागू नहीं होता 

3, अराजपत्रित ( अनु - दरो० - 4 - 175- 5 
सचिवीय ) 

180 रु . 


निम्नतम आयु सीमा 18 

वर्ष 


SEC. 36) 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22, 1972 / ASADHA 31, 1894 


18 


- 


- 


भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक 

और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए परिवीक्ष की अवधि यदि कोई हो 
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों 
की दशा में लागू होंगी या नहीं । 


+ 


- 


- 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


पाययक : 
1. विषयों में से एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या 

उच्चतम गणित के साथ मैट्रिकुलेशन या समतुल्य । 
2. अंग्रेजी टंकण में गति : प्रति मिनट 30 शब्द । 
वांछनीय 
गणन मशीन के चलाने का ज्ञान 


. .... 


. 


. . .. . 


भर्ती की पद्धति /भर्ती प्रोन्नत्ति द्वारा प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति /स्थानान्तरण द्वारा यदि विभागीय प्रीति समिति भर्ती करने में . 
या प्रति नियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां हो तो उस की संरचना परिस्थितियों में संघ 
तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जिनसे प्रोन्नति / प्रति नियुक्ति/ स्थाना- , 

लोक सेवा आयोग 
जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता न्तरण किया जाएगा 

परामर्श किया जाएगा 


10 


11 


___ 12 


13 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके केन्द्रीय सचिवालय सिविल सेवा में निम्न श्रेणी 
न होने पर सीधी भर्ती द्वारा । लिपिकों के, जिनके पास स्तंभ 7 में 

विहित अर्हतायें और अनुभव हो , 

स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि मामूली तौर 
पर 3 वर्ष होगी , जो लोकहित में 
और एक वर्ष तक बढ़ायी जा सकती 


+ 


- + 


- 


- 


[ सं० ए - 12011/ 9/ 72-प्रशासन 1 

का . म . शर्मा 
प्रवर सपिव । 


1820 


___ THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22, 1972 / ASADHA 31 , 1894 


[PART II - - 


___ - - 


- 


- 


MINISTRY OF FOREIGN TRADE 


मदों के साग स्तम्भ 11 में लागू नहीं होता " प्रविष्टि के स्थान 
पर “ दा वर्ष " प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी । 


New Delhi, the 24th June 1972 


G . S . R . 854. - In exercise of the powers conferred 
by the proviso to article 309 of the Constitution, the 
Central Government hereby makes the following 
amendment to the Import & Export Trade Control 
Organisation ( Class IV posts ) Recruitment Rules , 
1971, namely: 


स्पष्टीकरण : 

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस आदेश के भूललक्षी रूप 
से लागू होने स किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा । 

[स० फा० ए० 12018( 12)/ 70 -ई० 3] 


1 


2 


___ 1 . ( 1 ) These rules may be called the Import and 
Export Trade Control Organisation Class IV posts ) 
Recruitment (Amendment ) Rules, 1972. 

( 2 ) They shall come into force with effect from 
the 20th November, 1971 . 


2 . In the Schedule to the Import and Export Trade 
Control Organisation ( Class IV posts ) Recruitment 
Rules, 1971 , against iterms 4 to 9 , in column 11 , for the 
entry " Not applicable " , the entry " Two years" shall 
be substituted . 


स्पष्टीकरण ज्ञापन 
भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्रालय की अधिसूचना 
सं० सा० का० नि० 1753, तारीख 11 अक्तूबर , 1971 के साथ 
प्रकाशित आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन ( वर्ग 4 पद ) 
भर्ती नियम , 1971 से संलग्न अनुसूची में , संख्या 4 से 9 तक मदा 
के सामने स्तम्भ 11 में " दो वर्ष " की बजाय " लागू नहीं होगा " 
प्रविष्टि मुद्रित की गई थी । विद्यमान संशोधन द्वारा लेखन गलती 
का सुधार प्रस्तावित है । 


Explanation . - Certified that no person shall be 
adversely affected by the retrospective application of 
this Order , 

[ No. F. A - 12018( 12 ) / 70 - E . III. ] 


Explanatory Memorandum 


2. चकि मूल नियम 20 नवम्बर, 1971 को प्रवृत हुए थे , 
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त करने का प्रस्ताव है । यह प्रमाणित 
किया जाता है कि इस आदेश क मललको रूप स लागू होने से , किसी 
भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा । 


In the Schedule appended to the Import and Export 
Trade Control Organisation (Class IV posts ) Recruit 
ment Rules, 1971, published with the Notification of 
Government of India , in the Ministry of Foreign Trade 
No . G . S. R . 1753 . dated the 11th October , 1971 , against 
items Numbers 4 to 9 in column 11 , the entry " Not 
applicable " was printed instead of "Two years ". By 
the present amendment, clerical error is proposed to 
be corrected . 


पी० एम० बदोपाध्याय , 
अवर सचिन । 


2 . As the parent rules came into force on the 20th 
November , 1971, it is proposed to make the amend 
ment operative from the same date . It is certifled 
that no person shall be adversely affected by the 
retrospective application of this Order . 


CABINET SECRETARIAT 
( Department of Personnel) 
New Delhi, the 8th. June 1972 


P , M . BANDOPADHYAYA , Under Secy . 


विदेश व्यापार मंत्रालय 


नई दिल्ली, 24 जुन 19972 


मा० का०नि० 854. - संविधान के अनुच्छेद 309 के 
परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा , केन्द्रीय मरवार 
प्रायात और निर्यात ध्यापार नियंत्रण संगठन ( वर्ग 4 पद ) भर्ती 
नियम, 1971 में निम्नलिखिन संशोधन एतदद्वाग करती है , 
अर्थात् : 


C . S . R . 855 . — In pursuunce vi sub -rule ( 4 ) of rule 
12 of the Central Sccretariat Clerical Service liules, 
1962, the Department of Personnel in the Cabinet 
Secretariat hereby makes the following regulations fur 
ther lo amend the Central Secretariat Clerical Service 
( Competitive Examination ) Regulation, 1965 , namely: 

1. ( 1 ) These Regulations may be called the Central 
Secretarial Clerical Service (Competitive Examination ) 
( Second Amendrnent ) Regulation, 1972. 

( 2 ) They shall come into force on the late of their 
pulilication in the Oficial Ciazette . 

2. In the Central Secretariat Clerical Service ( Con 
pelitive Examination ) Regulations, 1965 , in item (ii) 
of regulation 4 , for the figures 21 the Agures 25 
shall be substituted . 

[ No. F. 8/18 /72- CS ( II ) .] 
M , K . VASUDEVAN, Under Secy . 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ . - - ( 1 ) इन नियमों का 
नाम , पायात औरनिर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन ( वर्ग 4 पद ) 
भर्ती संशोधन ) नियम , 1972 होगा । 

( 2 ) ये 20 नवम्बर , 1971 को प्रवृत होंगे । 


मंत्रिमण्डल सचिवालय 

( कार्मिक विभाग ) 

नई दिल्ली, 8 जून, 1972 
मा० म०नि० 855. - केन्द्रीय मचिवालय लिपिक सेवा नियम , 
1962 के नियम 12 के उपनियम ( 4 ) के अनुसरण में मंत्रिमगरल 


2. आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन ( वर्ग 4 
पद ) भर्ती नियम , 1971 की अनमूची मे 4 मे 9 तक 


SEC. 36) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972 / ASADHA 31, 1894 


1821 


सचिवालय का कार्मिक विभाग केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा 
( प्रतियोगिता परीक्षा ) विनियम , 1965 का संशोधन करने हेतु 
एतद्वारा निम्नलिखित और विनियम बनाता है, अर्थात : - - 
___ 1. ( 1 ) विनियम केन्द्रीय मचिवालय लिपिक सेवा ( प्रति . 
योगिता परीक्षा ) (द्वितीय संशोधन ) विनियम , 1972 कहलाये 
जा सकेंगे । 

( 2 ) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की 
तारीख से लागू होंगे । 

2. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा ( प्रतियोगिता परीक्षा ) 
विनियम , 1965 के विनियम 4 को मद ( ii ) में अंक 21 " के 
स्थान पर अंक " 25 " प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 

[ संख्या 8/ 18/ 72 -के० से० ( 11 ) 
एम . के . वासुदेवन, अपर सचिव । 


( 2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की 
तारीख से लागू होंगे । 

2. केन्द्रीय सतर्कता पायोग तृतीय श्रेणी पद ( कर्मचारियों 
की भर्ती) नियम , 1968 की अनुसूची में , अवर श्रेणी लिपिक तथा 
स्टेनो साईपिस्ट से सम्बन्धित अनुक्रमांक 4 के सामने .. 
( 1 ) कालम 2 के नीचे प्रविष्टि के स्थान पर " प्रवर 

श्रेणी लिपिक " प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी । 
( 1) कालम 7 के नीचे प्रविष्टि के स्थान पर " 18 - 25 " 
अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 
[ संख्या 213/ 3/ 72- ए० वी० डी० - 2] 

बी० सी० वनजानी , अवर सचिव । 


( Department of Personnel ) 

New Delhi, the 18th June , 1972 
G . S . R . 856 . - In exercise of the powers conferred by 
the proviso to article 309 of the Constitution and in 
pursuance of rule 4 ( 2 ) of the Central Vigilance Com 
mission (Staff ) Rules, 1964, the President in consulta 
tion with the Central VigilancẢ Commission hereby 
makes the following rules further to amend the Cen 
tral Vigilance Commission Clas . III pogts (Recruit 
ment of Staff ) Rules, 1968 , namely : 

1 . ( i ) These rules may be called the Central Vigil 
ance Commission Class III posts ( Recruitment of Staff 
Amendment Rules, 1972 . 

( ii) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette. 

2. In the Schedule to the Central Vigilance Commis 
sion Class III posts (Recruitment of Staff ) Ruleg, 1968, 
against serial No. 4 relating to the post of Lower Divi 
sion Clerk including Steno Typist; 
(i) for the entry under column 2, the entry " Lower 

Division Clerk " shall be substituted : 
( 1) for the entry under column 7, the figures " 18 
25 - " shall be substituted . 

[ No. 213 / 5 / 72 - AVD. II . ] 
B. C . VANJANI, Under Secy . 
कामिक विभाग 


(Department of Statistics ) 

New Delhi , the 16th June , 1972 
___ G . S . R . 857 .- - In exercise of the powers conferred by 
the proviso to article 309 of the Constitution , tac 
President bereby makes lliw following rules regulating 
the method of recruitment to Class I and Class II 
posts in the Computer Centre, New Delhi, in the De 
partment of Statistics in the Cabinet Secretariat , 
numely ; - - 

1 . Short title and commencement. - ( 1 ) These rules 
may be called the Computer Centre (Class I and Class 
II posts ) Recruitment Rules, 1972 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of 
their publication in the Official Gazette . 

2. Application. Theso rules shall apply to the posts 
specified in column 1 of the Schedule annexed hereto . 

3 . Number of posts , classification und scalos of 
Pay . - - The number of posts , their classification and 
the scales of pay attached thereto shall be as specilled 
in columns 2 to 4 of the said Schedule . 
___ 4. Method of recruitment , age limit and other quali 
fications . - - Tho method of recruitment to the said posts , 
age limit , qualifications and other matters relating 
thereto shall be as specifica in columns 5 to 13 of the 
said Schedule : 

Provided that the upper age limit specification in 
column 6 of the said Schedule for direct recruitment 
may be relaxed in the case of the Scheduled Castes , 
the Scheduled Tribes and other special categories of 
persons, in accordance with the orders issued by the 
Central Government from time to time. 
5 . Disqualification. --- No person 
( a ) who has entered into or contracted a marriage 

with a person having a spouse living , or 
( b ) who , having a spouse living, has entered into 

or contracted a marriage with any person , 


नई दिल्ली , 16 जून, 1972 
सा०कानि0 8 56.- - संविधान के अनुछेद 309 के परन्तुक द्वारा 
प्रदत्त शक्यिोंका प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग ( कर्म 
पारी) नियम , 1964 के नियम, 4 ( 2 ) के अनुसरण में राष्ट्रपति 
केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से , केन्द्रीय सतर्कता आयोग 
तृतीय श्रेणी पद ( कर्मचारियों की भर्ती) नियम , 1968 में आगे 
संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते 
हैं , अर्थात् : - - 
___ 1. ( 1 ) ये नियम केन्द्रीय सतर्कता आयोग तृतीय श्रेणी पद 
( कर्मचारियों की भर्ती ) संशोधन नियम , 1972 कहे जा 
सकेंगे । 


shall be eligible for appointment to any of the said 
posts : 


Provided that the Central Government may , if satis 
fied that such marriage is permissible under the per 
sonal law applicable to such person and the other 
party to the marriage and there are other grounds 


1822 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972fASADYA . 31, 1894 


[PART II 


for so doing, exempt any person from the operation of 
this rule . 


6 . Power, to Relax . - - Where the Central Government 
is of the opinion that it is necessary or expedient so 
to do, it , may , by order , for reasons to be recorded in 
writing, and in consultation with the Union Public 
Service Commission , relax any of the provisions of 


these rules with respect to any class or category of 
persons. 

7 . Saving . – Nothing in these rules shall effect reser 
vations and other concessions required to be provided 
for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes 
and other special categories of persons in accordance 
with the orders issued by the Central Government 
from time to time in this regard . 


Sup. 300 


THER GAZETER OF INDIA : WW4 * Pator 1924SA PIHAH . High 


SCHBLUER 
Recruitment Rules for Class I and Class II Posts. Computer Centre, Department of Statistics , Cabinet Secretariat 


Name of post 


Yo . of posts 2017 

20top 


Scale of Pay 


Whether 
sclection 
post or non - 
Slection 

post 


Algo Umit 
for tittct 
tecruits 


Educational and other quali 

fications required for direct 
recruits . 


( L ) 


Rs. 1890 - 190 - 2000 . 


I Directory 
Computer 
Gentren 


Not appli- 
cable . 


General 
Central 
Service 
Class I 
Gazetted 


50 years 
(Relaxable 
for Gov 
ernment 
servants ) 


Essential : 
(i) Master s degree in Statis 

tics or Mathematics / Opera 
ilonal Research /Economics / 
Commerce (with Statistics) 
Training in Statistics) from 
a recognised University 
or equivalent. 


(ii) About 12 years experience 
of Statistical work / investi 
gation / research in a Govern 
ment Department of Com 
mercial concern of reputo 
including about 8 years 
administrative experience 
in a supervisory capacity . 


( Qualifications relaxable at 

Commission s discretion in 
case of candidates other 
wise well qualified ) . 


Desirable : 
(i) Doctorate in Statistics 

or Mathematice/ Operational 
Research of Economics of a 

recognised University , 
( ii) Experiems metamerter 

Oriented Statistico) Swatime, 
including experience of 
Development of Computer 
applications . 


Whether age and educa . Pcriod of Method of rectt.whether In case of rectt, by promotion If a DPC 
tional qualifications probation , If by direct rectt. or by deputation /transfer, grades exists , what 
prescribed for direct any , 

promotion or by depu from which / promotion / de - is its com - 
recruits will apply in the 

tation /transfer & per - putation / transfer to be made. position . 
case of Promotees . 

centage of the vacancies 
to be filled by various 
methods. 


Circumstances 
which U . P . S . C . 
to be consulted 
making rectt. 


in 

is 
in 


(8 ) 


(9 ) 


( 10 ) 


( II ) 


(12) 


(13 ) 


Not Applicable , 


2 years 


Ag required urder 
the Union Public 
Service Commis 
sion (Exemption 
from Consultation ) 
Regulations , 1958 . 


By direct recruitment Transfer on deputation : Not 
failing which bv 

applicable. 
tranaxfer on deputation . Officers holding Analogous 

posts or officers with at 
least 3 years service in posts 
in the Scale of Rs. 1300 
1600 or equivalent under 
the Central Government 
and possessing the qualifi 
cations prescribed for direct 

recruito in col, 7 . 
(Period of deputation Ordl 

narily not exceeding 4 
ycare ) . 


- - 


- 


- - 


- - - 


1824 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972 /ASADHA 31, 1894 


[PART II 
- -- - - - - - 


. . 


- 


- 


(7) 


2 . Deputy Director . 


Rs. 700 — 40 — 1100 - 5012 Selection 

- 1259 . 


General 
Central 
Şervico 
Class I 
Gazetted 


40 years Essential : 
(Relaxable 
for Govern -. (i) Master s degrece in Statis 
ment servants ) tice or in Mathematics 

Operational Research 
Economics, Commerce with 
Statistics / Training in Statis 
tics) from a recogniscd 
University or equivalent. 

OR 
Degree of a recognised Uni 

versity with Mathematics 
or Statistics or Economics 
as a subject plus a recog 
nised Diploma obtained 
after at least 2 years post 
gradutetraining In Statistics . 


(li) About 5 years experience 

of Statistical Data Pro 
cessing Work , including 
about 3 ycars experience in 
Programming / Systems the 
design on an electric com 
puter . 


(Qualifications relaxable at 
Commission s discretion in 
case of candidates other 
wisc well qualified ) . 
Desirablo 


(i) Evidence of rescarch in a 
Computer software / system 

design . 
( li ) Training in programming 

on H - 400 Computer system . 


3 . Deputy 
Director (Special 
Duties ) 


Rs. 700 — 40 - - 1100 – 50 /2 Not appli- 
- - 1250 , 

cable 


Not appll . 

cable 


Not applicable . 


2 General 

Central 
Service 
Class I 
Gazetted 


SEC. 3(1) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972 /ASADHA 31 , 1894 


1825 


- - 


- 


- 


(8 ) 


( 10 ) 


( 11) 


( 12 ) 


( 13) 


Not applicable 


2 years 


By direct recruitment Promotion 

Class I Au required - under 
50 % . 

Depart - the Union Public 
By Promotion , failing Assistant Directors with 5 mental Pro - Service Commision 
which by transfer on years service in the grade motion Com - (Excmption from 
deputation 50 % 

rcddered after appoiniment mittec. Regulations, 1958 .) 
thcreto on a regular basis. 


Transfer on deputation 


Grade III officers of the Indian 

Statistical Service /Indian 
Economic Service or Grade 
IV Officers of the Indian 
Statistical Service or Indian 
Economic Service with 6 
ycars service in the grade 
and posseging the qualifica 
tjops mentioned for direct 
recruits on col, 7 . 


(Period of deputation - Ordi 
narily pot cxceeding 3 years . ) 


Not Applicable 


Not 
Applicable 


By transfer on dcputation 


Transfer on deputation Not Appli - 

cable , 
Omccr8 of Indian Statistica ) 

Service , Indian Economic 
Service , Ceptral Civil Ser 
vices and Defence Services 
holding an alogous poate or 
Officers of the above services 
with at least 6 years service 
in posts in the scale of Rs. 
400 - 950 or equivalent 
and possessing : 


As required under the 

Union Public 
Service Commis 
sion (Exemption 
from Consultation ) 
Regulation , 1958 . 


(i ) Master s degreejp Statistics 

Or in Mathematics / Opera 
tional Research /Economics / 
Commerce (with Statistics / 
Training in Statistics ) of a 
recognised University , apd 


(1 ) About 5 years experience 

ofStatistical Data Procc $ 8 
ing work including about 3 
years experience in Pro 
gramming/dygtem Design on 
an clectronic computer. 


(Period , of deputation - ordi 

& rily not excceding 3 ye Ass ). 


1826 


Arte CAZETTE OF YNDIA : SÓLY 22 , 1972 JAŠADHA 31, 1894 


[PART II 


MA 


( 1) 


( 2014 


(3) 


(7 ) 


NON 


Essential 


4 Assistant Director . 


IR 


Selection 


General 
Central 
Service 

Class I 
Gazetted 


Rs. 400 - 400 - 450 - 30 — 

600 - 35 - 670 - EB 
35 - 950 . 


35 years 
( Relaxable 
for Govern 
ment ser 
vants ) 


(i) Master s degree in Statistics 
or in Mathematics / Opera 
tional Research Economics / 
Commerce ( with Statistics / 
Training in Statistics ) from 
a recognised University or 
equivalent. 


OR 


Degree of a recognised Uni 

versity with Mathematics or 
Statistics or Economics as a 
subject plus a recognised 
Diploma obtained after at 
least 2 years post- graduate 
training in Statistics . 


(ii ) About 3 years experience 

of Statistics /Data Processing 
Work including about 2 
years experience in Pro 
gramming/System design on 
an electronic computer , 


( Qualifications relaxable at 

Commission s discretion in 
case of candidates otherwise 
well qualified ) 


Desirable 


: 


Training in Programming on 

H - 400 electronic computer , 


5 . Assistant Director 
(Special Duties ) 


2 


Not 
Applicable 


Not Applicable 


Rs. 490 - 490 - 452 - 30 - 
600 - 35 - 670 - EB 
35 - 950 


Not 
Applicable 


General 
Central 
Service 
Class I 
Gazetted 


Seq : 341 )] + 


THROAZETTELOH INDIAÇ JUHY1 224. 12822 /ASABH Her litt 


(8 ) 


(10 ) 


(11) 


(12 ) 


( 13 ) 


Not Applicable 


3 years 


By direct. Fecruitment 

50 % . By Pitmotion 
failing which by transfor 
on doputution 30 % . 


Promotion 

Class ft As required intot 
Programme Assistant/ Copebuts Departmontal the Union Public 

Operator with 5 yeary servis Promotion Service Commission 
in the grade rendered after Committee . (Exomption from 
appointment thereto OR 

Consultation ) Regu 
regular basis. 

lations, 1958 


Transfer on deputation 


Grade IV Officer of the Indian 

Statigtical Service ) Indian 
Economic Service or Officers 
with at least 3 years and s 
years sorvice respectively 
in postg in the scalo of Rs. 
350 - 900 and Rs. 325 - 575 
and possessing the qualifi 
cations prescribed for direct 
recruits under col. 7 . 


(Period of deputation - Ordi 

ngrily not exreeding 3 years .) 


Not Applicable 


Not 
Applicable 


By transfer on deputation : Transfer on deputation 

Officers of the Indian Staus 

tical Service / Indian Econo 
mic Service , Central Civil 
Services and Defence Sre 
yices holding analogus 


Not As required under 
Applicable the Union Public 

Service Commission 
(Exemption from 
Consultation ) Regu 
lations, 1998 . 


gervices with atleast 3 years 
and 5 years service respecti 
vely in posts in the sacale of 
Rs. 350 900 and Rs. 325 
575 or equivalent and pog 
sessing 


(1) Master s degree in Statis 

tics or in Maths/ Opera 
tional Rescarch /Economics / 
Commerce (with Statistics / 
Training in Statistics ) of a 
recognised University and 


(li) About 3 years experience 

of Statistical/ Data Proces 
ging work including about 
2 years experience in Pro 
gramming /System Design 
on an alectronic computer . 


1828 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22, 1972 ASADHA 31, 1894 


[PART II 


(1) 


( 2) 


6 . Engineer 


10 


Rs. 400 - 40 – 800 - 50 

950. 


Gencral 
Central 
Şervice 
Class I 
Gazetted . 


30 years (Re- Essential 
Applicable. laxable for 

Government (1) Degree in Electronics / 
servants ) Telecommunication Engi 

neering or degree in Elcc 
trical Engineering with 
specialisation in electro 
nics of a recognised Univer 
sity or cquivalent. ( Qua 
lificatione relaxable at Coin 
mission s discretion in case 
of candidates otherwise well 
qualified). 


Desirable 


Knowledge and/ or experience 
of Electronics circuitory / 
Solid State devices. 


29 


7 . Programme 

Assistant/Consola 
Operator , 


Rs. 325 — 15 - 475 - EB - 
20 – 575. 


Not 
Applicable. 


General 
Central 
Service 
Class II 
Non -Minis 
terial Non 
Gazetted 


30 year Essentlial 
(Relaxable 
for Govern - (1) Master s degree in Statis 
ment ser tics of Mathemaatics /Opc 
vante ) . 

rational Rescarch / Econo 
mics (Commerce ( with a 
Statistics / Training in Statis 
tics ) of a recognised Uni 
versity or cquivalent 

OR 
Degree of a recognised Uni 

versity with Mathematics or 
Statistics or Economics as a 
subject plus & recognised 
Diploma obtained after a 
lcast 2 years post graduate 
training in Statistics . 


( ii ) About 2 years experience 
of Statistical work involving 
collection , complication , 
and interpretation of Statis 
tical data or at least one 
years experience in electro 
nic data processing, 


(Qualifications relaxable at 

Commission s discretion in 
case of candidates otherwise 
well qualified ). 


Desirable : 


At lcast 3 months training in 

Computer Programıming on 
electronic computer , prefe 
rably H - 400 . 


Sec . 3(1) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972 /ASADHA 31, 1894 


1829 


= 


= 


= 


= 


= 


= 


- 


- 


- - 


- 


(10 ) 


( 11) 


( 12 ) 


(13) 


Not Applicable. 


2 years 


Noi 
Applicable . 


By direct recruitment Transfer on deputation : 

failing which by transfer 
on luputation . 

Officers holding analogous 

posts or officers undier Stale 
Government or Central 
Government possessing 
the qualifications prcscribe 1 
for direct ( recruits in col. 7 
and having experience of 
repair and maintenance of 
Electronic computers , pre 
ferably H - 400 . 


As required under the 
Union Public Ser 
vice Commission 
(Exemption from 
Consultation ) Regu 
lations, 1958, 


(Period of deputation ordina 

rily not exceeding 3 years ), 


Not Applicable 


2 vears 


Transfer on Deputation : 


By direct recruitment a 

fuli ng which by traris 
fero i deputation . 


Not 
Applicable . 


As required under 
the Union Public 
Service Commission 
( Exemption from 
Consultation ) Regre 
lations, 1958 . 


Officers holding Analogous 

posts on officers with at least 
5 years service in posts in 
the pay scale of Rs. 210 - - 
425 or equivalent under the 
Central Government and 
possessing the qualifica 
tions prescribed for direct 
recruits in column. 7 . 


(Period of deputation ordi 
narily not exceeding 3 years ) 


( No. 14 /9/69 - Est, II ] 
J. P . SINGH , Dy. Secy. 


1830 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22. 1972 / ASADHA 31 , 1894 


(PART JI - 


- - - - - 


- 


- 


- 


( सांख्यिकी विभाग ) 


के कालम 6 में विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमा समय -समय पर निकाले 
गए फेन्द्री । सरकार के प्रादेशों के अनुसार शिथिल की जा सकेगी । 


नई दिल्ली 16 जून , 1972 


5. मिहंताएं : - - 
( क ) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करता 

है या विवाह की संविदा करता है जिसका कि एक पति / 
जिसकी कि एक पत्नी जीवित हो , मेंवा में नियुक्ति 

का पात्र नहीं होगा , अथवा 
( ख ) कोई व्यक्ति जो कि पत्नी/ पति के जीवित रहते हुए 

किसी यक्ति के साथ विवाह करता है/करती है अथवा 
विवाह को संविदा करता है | करती है मेवा में नियुक्ति 
का पात्र नहीं होगा होगी : 


सो० सां०नि० 857.- - संविधान के अनुच्छेद 309 के 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद् 
बारा मंत्रिमंडल सचिवालय में मांख्यिकी विभाग में नई दिल्ली 
स्थित संगणक केन्द्र में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के पदों को 
भर्ती- पात को विनियमित करने वालेनिलिखित नियम बनाते है , 
प्रातः- - 

1. संक्षिप्त शीर्षक सपा प्रारभ .-- - ( i ) ये नियम संगणक केन्द्र 
( प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी पद ) भर्ती- नियम, 1972 कहे 
जा सकेंगे । 

(ii ) ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होन की तारीख 
से लागू होंगे । 

2. प्रयुक्ति . - -ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के कालम 1 
में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे । 

3. पव -संख्या , वर्गीकरण तथा वेतनमान. - -पदों की संख्या , 
उनका वर्गीकरण और उनमे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त 
अनुसूची के 2 से लेकर 4 तक के कालमों में दिए गए हैं । 

4. भर्ती के पद्धति , आयु-सीमा और अन्य अहंताएं - - उक्त 
पदों पर भर्ती की पद्धति, श्रायु-सीमा, अर्हताएं और उनस संबद्ध अन्य 
बात वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के 5 से लेकर 13 तक के कालमों 
में विनिर्दिष्ट है । 

परन्तु किसी अनुसूचित जाति , अनुसूचित जन- जाति या अन्य 
विशष प्रवर्गो के व्यक्तियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए अनुसूची 


परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह 
ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागु होने वाली स्वीय 
विधि के अधीन अनशेय है और ऐसा करने के अन्य प्राधार हैं ,किसी 
भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है । 


___ 8. घट देने की शक्ति.- - जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि 
ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है यहां वह उन कारणों से जो 
लेखाबद्ध किए जाएंगे , आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग 
के बारे में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के उप 
बंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी । 

7. ज्यावति .---- इन नियमों में से कुछ भी , इस बारे में समय 
समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन -जातियों, और अन्य विशेष 
प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षणों और 
अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा । 


SEC. 3601 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1912 / ASADHA 31, 1894 


1831 


- - 


- 


- 


- 


केन्द्र 


अनुसूची 
मंत्रिमंडल सचिवालय , सांख्यिकी विभाग के संगणक केन्द्र में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए भर्ती-नियम 
पद का नाम पदों की वर्गीकरण वेतनमान प्रवरण पद सीधी भर्ती सीधी भर्ती बालों के लिए अपेक्षित 
संख्या 

अथवा वाले व्यक्तियों शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 
अप्रवरण पद के लिए 

प्रायु- सीमा 
23 

6 
1 . निदेशक संगणक सामान्य रु0 1800 - - लाग नहीं 

अभिवार्य : 
केन्द्रीय सेवा 1 0 - - 2000 होत ( मरकारा ( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्व 
प्रथम श्रेणी 

कर्मचारियों विद्यालय से सांख्यिकी में स्नातकोत्तर 
राजपत्रित 

लिर छुट ) डिग्री अथवा गणित /प्रापरेशनल 

रिसर्च/ अर्थशास्त्र / वाणिज्य 
( मांख्यिकी/ सांख्यिकी में प्रशिक्षण 
सहित में स्नातकोत्तर डिग्री 

अथवा समकक्ष योग्यता । 
( ii) सांख्यिकीय कार्य/ अन्वेषक / 
किसी सरकारी विभाग में अथवा 
ख्याति प्राप्त वाणिज्यिक प्रतिष्ठान 
में किसी पर्यवेक्षक की हैसियत 
में लगभग 8 वर्ष के प्रशासनिक 

अनुभव सहित 12 वर्ष का अनुभव 
( अन्यथा सुशिक्षित उम्मीदवारों के 
मामले में प्रायोग के विवेक पर 
अर्हताओं में छूट ) 
बांछनीय : 
(i ) : किसी मान्यता प्राप्त विश्व 
विद्यालय से सांख्यिकीय अथवा 
गणित / आपरेशनल रिसर्च या 

अर्थशास्त्र में डाक्टरेट । 
(ii ) संगणक संचालन के विकास 

के अनुभव सहित, संगणक अनुष्ठान 
सांख्यिकीय पद्धति का अनुभव । 


1832 


__ THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972 / ASADHA 31 , 1894 


[ PART JI 


- - - - - 


क्या सीधी भर्ती वालों परिवीक्षा की भर्ती पद्धति , सीधी भर्ती पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण यदि विभागीय वे परिस्थितिया जिनमें 
के लिएनिर्धारित प्राप अवधि, यदि से या पदोन्नति से से भर्तीकिए जाने पर वे ग्रेड पदोन्नति भर्ती करने में संघ लोक 
तथा शैक्षिक अर्हताएं कोई हो । अथवा प्रतिनियुक्ति जिनसे पदोन्नति प्रतिनियुक्ति । समिति सेवा प्रायोग में परा 
पदोन्नति किए जाने 

स्थानान्तरण से तथा स्थानान्तरण किए जाने है । विद्यमान है मर्श करना है । 
वाले व्यक्तियों के विभिन्न पतियों द्वारा 

तो उसका 
संबंध में भी लागू भरी जाने वाली 

गठन क्या है ? 
रिक्तियों का प्रतिशत । 


होगी ? 


10 


___ 11 


12 


13 


- - - 


- - 


- - 


ला नहीं होता 


2 वर्ष 


सीधी भर्ती से जिसके न प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : लागू नही । जैसा मंघ लोक सेवा 
होने पर प्रतिनियुक्ति सदृश पदों के धारक अधिकारी होता प्रायोग ( परामर्श से 
पर स्थानान्तरण में अथवा केन्द्रीय सरकार के 

छूट ) विनियम , 
अधीन रु० 1300 - - 1600 

1958 के अधीन 
के वेतनमान में पदों पर कम 

अपेकिन है । 
से कम 3 वर्ष की सेवा कर 
चकने वाले अधिकारी और 
सीधी भर्तियो के लिए स्तभ 
7 में विहित अर्हताए रखने 
बाले अधिकारी ( प्रतिनियुक्ति 
की अवधि सामान्यतः 4 वर्ष 
से अधिक न होगी ) 


SEC. 3/i) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972 / ASADHA 31, 1894 


1833 


- - 


_ 


THE GAZETTE OF INDIA:JULY 21,1971/ASADHA Ji,1924 


- 
- 


- 


- 
- 


- 


- Fr - 


- 


- 


- 


- 


- 


5 


6 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


2 . उप निदेशक 


प्रवरण 


सामान्य 
केन्द्रीय सेवा 
प्रथम श्रेणी 
राजपत्रित 


रु . 700 - - 40 -- -- 
1100 - ~ 50/ 2 
- - 1250 


40 वर्षे प्रनिबाय : 
( सरकारी ( i ) किसी भी मान्यता प्राप्त 
कर्मचारियों विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या 
के लिए छूट ) गणित / प्रापरेशनल रिसर्च 

अर्थशास्त्र / वाणिज्य ( साख्यिकी/ 
मांख्यिकी प्रशिक्षण महित ) मे 
स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष 

अथवा 
गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र 
विषय लेकर किसी भी मान्यता 
प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि , 
साथ ही माख्यिकी में कम से 
कम दो वर्ष के स्नातकोत्तर 
प्रषिक्षण लेने के बाद प्राप्त मान्यता 

प्राप्त डिप्लोमा । 
( ii ) इलेक्ट्रानिक संगणक पर प्रो 

ग्रामिंग /सिस्टम्स डिजाइन में कम 
से कम 3 वर्ष के अनुभव सहित 
सांख्यिकी/ोकड़ा विधायन कार्य 
का लगभग 5 वर्ष का अनुभव | 
( अन्यथा सुशिक्षित अभ्यथियो 
मामले में प्रायोग के विवेक पर 

अर्हताओ में छूट ) । 
बांछनीय : 
(i) संगणक सौफ्टवेयर/ सिस्टम 

डिजाइन में अनुसंधान का प्रमाण 
( ii ) एच - 400 संगणक सिस्टम पर । 

प्रोग्रामिग में प्रशिक्षण । 


1 


. 


1834 


THE GAZETTE OF INDIA: JULY 22, 1972 / ASADHA 31, 1894 


( PART 11 - - 


8 


10 


___ 11 


12 


13 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


जैसा संघ लोक सेवा 

आयोग (परामर्श 
से छूट ) वेनियम , 
1958 के अधीन 
अपेक्षित है । 


सीधी भर्ती से 50 % पदोन्नति : 

प्रथम श्रेणी 
पदोन्नति से जिसके न महायक निदेशक नियमित आधार विभागीय 
होने पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के बाद उक्त ग्रेड पदोन्नति 
पर स्थानान्तरण मे में कम से कम 5 वर्ष की सेवा समिति 
50 % 

सहित । 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : 
भारतीय सांख्यिकीय सेवा /भार 

तीय माथिक सेवा के ग्रेड 
III अधिकारी अथवा 
भारतीय सख्यिकीय सेवा / 
भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड 
IV के अधिकारी उक्त ग्रेड में 
6 वर्ष की सेवा सहित और 
जिनके पास सीधी भर्ती 
के लिए स्तम्भ 7 में उल्लिखित 

अर्हताएं हों । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि मा 

मान्यत : 3 वर्ष से अधिक 
न होगी ) 


SEC . 3(i) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972 / ASADHA 31 , 1894 


1835 


1 


2 


3 


4 


5 


3 उप निदेशक 

(विशेष कार्य ) 


लागू नहीं होता 


मामान्य ग0 700-~ ~ 40 -- लागू नहीं होता लागू नहीं होता 
केन्द्रीय मेवा 1100 - 50 / 
प्रथम श्रेणी 2 - - 1250 
राजपत्रित 


. - . - . 


- - - 


- --- - -- 


-- ..-...-. - . 


E 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


- - - - - - - 


- - 


- 


- - 


- - 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं 
होता 


प्रतिनियुक्ति पर 
स्थानान्तरण से 


जैसा संघ लोक सेवा 
प्रायोग (परामर्श से 
छूट ) विनियम , 
1958 के अधीन 
अपेक्षित है । 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : लागू नहीं 
सदृश पद धारण करने वाले 

भारतीय सांख्यिकीय सेवा , 
भारतीय आर्थिक सेवा , 
केन्द्रीय सिविल सेवा और 
रक्षा सेवा के अधिकारी 
अथवा उक्त सेवाओं के वे 
अधिकारी जो रु . 400 -- 
950 वाले वेतनमान के पदों 
पर कम से कम 6 वर्ष की 
सेवा वाले हों अथवा समकक्ष 
हों और जिनके पास निम्न 
लिखित योग्यता हो : - - 
( i ) किसी मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय की सांख्यिकी 
या गणित / आपरेशनल रिसर्च/ 
अर्थ-शास्त्र वाणिज्य ( सां . 
ख्यिकी / सांख्यिकी प्रशिक्षण 
सहित ) स्नातकोत्तर उपाधि ; 

और 
( ii ) इलेक्ट्रानिक संगणक पर 

प्रोग्रामिंग /सिस्टम्स डिजाइन 
में लगभग 3 वर्ष के अनुभव 
सहित सांख्यिकीय / अांकड़ा 
संग्रहण कार्य का लगभग 5 
वर्ष का अनुभव हो । 


( प्रतिनियुक्ति की अवधि - सा 

मान्यत ; 3 वर्ष से अधिक 
नहीं ) 


1836 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22, 1972 / ASADHA 31 , 1894 


[ PART II --- 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


4. सहायक निदेशक 


प्रवरण 


12 सामान्य 

केन्द्रीय 
सेवा प्रथम 
श्रेणी 
राजपमित 


रू . 400 - 400 
450 - 30 - - 
600 - 35 - - 
670 - द० 
गे० - - 35 - - 
950 


35 वर्ष अनिवार्य : 
( सरकारी (i ) किसी मान्यता प्राप्त विश्व 
कर्मचारियों विद्यालय में मांख्यिकी में या 
के लिए गणित / अापरेशनल रिसर्च 
छूट ) अर्थ- शास्त्र / वाणिज्य ( मांख्यिकी । 

सांख्यिकी प्रशिक्षण सहित ) में 
स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष 


अथवा 


गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र 
विषय लेकर किसी मान्यता 
प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री 
साथ ही मांख्यिकी में कम से कम 
2 वर्ष का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण 
लेकर प्राप्त किया गया मान्यता 
प्राप्त डिप्लोमा । 
( ii ) किसी इलेक्ट्रानिक संगणक पर 

प्रोग्रामिंग/मिस्टम डिजाइन में 
लगभग 2 वर्ष के अनुभव महित 
सांख्यिकी / ग्रांकड़ा विधायन कार्य 

का लगभग 3 वर्ष का अनुभव । 
( अन्यथा मुशिक्षित उम्मीदवारों के 
मामले में आयोग के वियक पर 

अर्हताओं में छूट ) 
बांछनीय : 
एच - 400 इलेक्ट्रानिक संगणक पर 

प्रोग्रामिंग में प्रशिक्षण । 


Src. 3(i )] 
- - - - - - - - . - 


THE GAZETTE OF INDJA : JULY 22, 1972 / AŞADHA 31, 1894 


1837 


- 


- 


89 10 


11 


12 


13 


माग नहीं होता 


2 वर्ष 


जसा संघ लोक सेवा 
आयोग ( परामर्श 
से छूट ) विनियम , 
1958 के अधीन 
प्रपेक्षित है । 


सीधी भर्ती से 50 % पर ग्नति । 

प्रथम श्रेणी 
पदोन्नति से जिसके न प्रोग्राम सहायक / कान्सोल भापर . विभागीय 
होने पर प्रतिनियुति ___ टर उ- त पद पर नियमित पदोपति 
पर स्थानान्तरण से आधार पर निर्यात के बाद समिति 
50 % 

उक्त ग्रेट में 5 वर्ष की सेवा 
सहित । 
तिमियुक्ति पर स्थानान्सरण : 
भारगीय सांख्यिकी सेवा / भारतीय 

आर्थिक सेवा के ग्रेटर भधि 
कारी मथवा रु . 350 - - 
900 और रु . 325 -~- 575 
के वेतनमान वाले पदों पर 
कार्य कर रहे अधिकारी 
क्रमश: कम से कम 3 और 5 
वर्ष की सेवा सहित मौर जिन 
के पास सीधी भर्ती के लिए 
स्तम्भ 7 के अधीन विहित 

महंताएं हों । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि --- 

भामतौर पर 3 वर्ष से अधिक 
नहीं ) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. - 


1838 


(PART I 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22, 1972 / ASADHA 31, 1894 

-- - - - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - - 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


2 


लागू नहीं 


लाग नहीं होता 


5. सहायक निदेशक 

(विशेष कार्य ) 


होता 


? सामान्य 

केन्द्रीय सेवा 
प्रथम श्रेणी 
राजपत्रित 


२० 400 - 400 - लागू नहीं 
450 - 30 - 600 होता 
- 35 - 870 
परो० - 38 


950 


SEC. 30 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22, 1972 / ASADHA 31 , 1894 


1839 


- 


- 


- 


10 


11 


12 


13 


- - - 


- - 


साग नहीं होता 


जैसा संघ लोक सेवा 
प्रायोग ( परामर्श 
से छूट ) विनियम , 
1958 के अधीन 
अपेक्षित है । 


लागू नहीं प्रतिनियुक्ति पर स्या - प्रयानिति पर स्थानान्तरण लागू नहीं 
होता नाम्तरण मे 

सदश पद धारण करने वाले होता 

भारतीय सांख्यिकीय मेवा । 
भारतीय आर्थिक सेवा, केन्द्रीय 
सिविल सेवामों और रक्षा 
सवामो के अधिकारी अथवा 

० 350 - 900 और २० 
325 - 575 के या समकक्ष 
वेतन - मान वाले पदों पर 
क्रमश: कम से कम 3 पोर 5 
वर्षे कार्य करने वाले उपर्यन्त 
सेवाओं के अधिकारी जिनके 
पास निम्नलिखित योग्यता 


( i ) सांख्यिकी में या गणित / 
मापरेशनल रिसर्च/ अर्य 
शास्त्रावाणिज्य में मांख्यिकी 

सांलिपकी प्रशिक्षण सहित ) 
किसी मान्यता प्राप्त विश्व . 
विद्यालय के स्नातकोसर 
उपाधि और 
( ii ) इलेदानिक सगण पर 
प्रोग्रामिग /सिस्टम्स मे लगभग 
2 वर्ष के अनुभव सहित 
साख्यिकीय / माकड़ा विधायन 
कार्य का लगभग 3 वर्ष का 
अनुभव 


1840 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972 /ASADHA 31, 1894 


Part II. 


6. इंजीनियर 


10 सामान्य 

केन्द्रीय पेवा 
प्रथम श्रेणी 
राजपत्रित 


रु . 400 - 40 

- 800 - - 
50 --- 950 


लागू नहीं 
होता 


30 वर्ष , अनिवार्य 
( मरकारी ( i) इलेक्ट्रानिक / दूर सचार इंजी 
कर्मचारियो नियरी में आधि अथवा किसी 
के लिए छट ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की 

इलेक्ट्रानिक्स म विशेषशता सहित 
इलेक्ट्रिकल इजीनियरी में उपाधि 

या समकक्ष । 
( अन्यथा सुयोग्य उमीदवार के 
मामले में आयोग के विवेक पर 

महंताबों में छुट ) 
वांछनीय 
इलेक्ट्रानिक्म सरक्यूटरी / सालिड स्टेट 
डिवाइसेज का ज्ञान और / अथवा 
अनुभव 


C 


) 


-- -- -- - - - ------ - - - 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - -- - 


- 


- - - - - - - 


- - - 


- -- - - -- 


9 


10 


11 


12 


13 


लागू नहीं होता 


वर्ग 


मोधी भर्ती से जिसके 

न होने पर प्रति 
नियुक्त पर स्था 
नान्तरण से 


जैसा संघ लोक सेवा 

प्रायोग (परामर्श 
मे छूट ) विनियम , 
1958 के अधीन 
अपेक्षित है । 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण लागू नही 
मदश पद धारण करने वाले होता 

अधिकारी अथवा सीधी भर्ती 
के लिए स्तम्भ 7 में विहित 
अर्हताएं रखने वाले राज्य 
सरकार या केन्द्रीय सरकार के 
अधीन कार्य करने वाले अधि 
कारी जो इलेक्ट्रानिक संग 
णको, अधिमानतः एच - 400 
की मरम्मत और अनुरक्षण 
के अनुभव प्राप्त भी हों । 
( प्रतिनियुक्ति की : अवधि 
सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक 
नहीं होगी ) 


- 


- 


c. 301 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972 / ASADHA 31 , 1894 


1841 


29 


7. प्रोग्राम सह यक ) 

काम्सोल प्रपरेटर 


___ मामान्य 

केन्द्रीय सेवा 
द्वितीय श्रेणी 
अलिपिक 


० 325 - - 15 लाग नहीं 
175.. .दो० होता 
20 - --575 


30 वर्ष 
( सरकारी 
कर्मचारियों 


वर्गीय 


लिए 


अराजपत्रित 


छूट ) 


अनिवार्य 
(i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व 
विद्यालय को मांख्यिकी या 
गणित/ पापरेशनल रिसर्थ/ अर्थ 
शास्त्र वाणिज्य ( मांख्यिकी/ 
मांख्यिकी प्रशिक्षण सहित ) 
स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष 

प्रयवा 
गणित या सांख्यिकी या अर्थ- शास्त्र 
विषय लेकर किसी मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय को उणधि साथ 
ही मांख्यिकी में कम से कम दो 
वर्ष का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण 
लेने के बाद प्राप्त मान्यताप्राप्त 
डिप्लोमा । 
( ii ) सांख्यिकीय अांकड़ों के संग्रह 
संकलन और व्याख्या संबंधी 
सांख्यिकीय कार्य का लगभग 2 
वर्ष का अनुभव अथवा इलेक्ट्रानिक 
प्रांकड़ा विधान में कम से कम एक 
वर्ष का अनुभव । 
( अन्यथा सुशिक्षित उम्मीदकारों के 
मामले में प्रायोग के विवेक पर 

प्रर्हतानों में छूट ) 
बांछनीय 
इलेक्ट्रानिक संगणक , विमानत. 

एच - 400 पर संगणन प्रोग्रामिंग 
में कम से कम तीन मास की 
प्रशिक्षण 


10 


11 


12 


13 


- - - - - -- - - - - 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


असा संघ लोक सेवा 

आयोग ( परामर्श से 
छूट ) विनियम , 
1958 के अधीन 
अपेक्षित है । 


सीधी भर्ती से जिसके प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तर लाग नहीं 
न होने पर प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सरकार के अधीन सदंश होता 
पर स्थानान्तरण से पद धारण करने वाले अधि 

कारी या रु० 210 - 425 
के या समकक्ष वेतनमान वाले 
पदों पर कम से कम 5 वर्ष की 
सेवा वाले अधिकारी जो कि 
सीधी भर्ती के लिए स्तम्भ 7 
में विहित अर्हताएं रखते हों । 
( प्रतिनियुक्ति को अवधि प्राम 
तौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं ) 


[ सं० 14/ 9/ 69 - स्थापना - II ] 

अ० प्र० सिंह, उप सचिव । 


1842 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22, 1972 /ASADHA 31, 1894 


[PART II . 


(Department of Personnel ) 
New eDlhi, the 20th June , 1972 
G . S . R , 858 . - - In exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section 3 of the All - India Services 
Act , 1951 (61 of 1951 ) , the Central Government, afte ; 
consultation with the Governments of the States con 
cerned , hereby makes the following rules further to 
amend the All India Services (Death - cum -Retirement 
Benefits ) Rules , 1958 , namely : 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING 

(Department of Health ) 

New Delhi, the 21st June , 1972 
G . S .A . 859. - In exercise of the powers conferred 
by the proviso to article 309 of the Constitution , the 
President hereby makes the following rules regulat 
ing the method of recruitment to Class I and Class II 
technical posts of Public Health Engineering Organu 
sation in the Ministry of Health and Family Plann . 
ing (Department of Health ), namely : 


1 . (1 ) These rules may be called the All India Ser 
vices ( Death - cum -Retirement Benefits ) Second 
Amendment, Rules , 1972. 


the date 


(2 ) They shall come into force from 
of their publication in the Official Gazette . 


2 . In clause ( b ) of sub - rule ( 4 ) of rule 18A of the 
All India Services (Death - cum -Retirement Benefits ) 
Rules, 1958, for the words " four months , the words 
" A period of twelve months" shall be substituted . 


1. Short Utlo and commencement.- - (1 ) These rules 
may be called the Ministry of Health and Family 
Planning (Department of Health ) Central Public 
Health Engineering Organisation (Class I and Class 15 
technical posts ) of Public Health Engineers and Sanı. 
tary Chemist (Blologist ) Recruitment Rules , 1972 . 


[No. F . 29 / 27 /71- AIS ( II ) . ) 


(H ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Ofcial Gazette 


B . NARASIMHAN , Under Secy . 


2. Application . These rules shall apply to the posts 
specified in column l of the Schedule annexed in these 
rules . 


( ifa fort ) 


3 . Number, classificatlou and scale of pay, The 
number of posts, its classification and the scale of 
pay attached thereto shall be as specified in columns 
2 to 4 of the said Schedule . 


7 FEETTI, 20977, 1972 


10Tofo 858. - et oraz argi sistah. 
1951 ( 195 ) FT 61) # 7 STTT 381 34 ERT ( 1 ) art 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , सम्बद्ध राज्य 
सरकारों के परामर्श के बाद , अखिल भारतीय सेवाएं, ( मत्य और 
सेवानित्ति लाभ ) नियम , 1958 में और संशोधन करने के लिए, 
एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात : ... 


4 . Method of recruitment, age limit and other quali 
fications. The method of recruitoint to the sald posts , 
age Ilmit, qualifications and other matters relating to 
the posts shall be as specifed in columns 5 to 13 of the 
said Schedule ; 


1 . 111 T farurat Fit Tietot ar 19 ( 
hafnaf TT - TTTTTTTUF , 1972 TFT TITTATI 


Provided that the upper age limit prescribed for 
direct recruits may be relaxed in the case of Schedul 
ed Castes, Scheduled Tribes and other special catego . 
ries of persons in accordance with the general orders 
of the Central Government issued from time to tmaro . 


6. Disqualification . No person , 


( a ) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख 
ATT VI 

2. gfam ad ha ( TTM ha farefa T ) 
faqa, 1958 # FATTA 16 - * * 39f294 ( 4 ) # 0 ( 

MITTEET FTTH TT ATTE T1 Fafo " 
प्रतिस्थापित किय जाएंगे । " 


( a ) who has entered into or contracted a marri 

age with a person having a spouse living, or 
(b ) who, having a spouse living, has entered into 

or contracted a marriage with any person , 


(do 29/ 271 71 - 70 * 1080 ( IT). . 


shall be eligible for appointment to the sald posts : 

Provided that the Central Government, may it satis 
fied that such marriage is permissible under the 
personal law applicable to such persons and the other 
party to the marriage and there are other grounds for 
80 doing, exempt any person from the operation of 
this rule , 


to referent , 
947 194 , # 757 # 9731 


- - 


- 


- 


SEC. 3 (i) } THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972 /ASADHA 31, 1894 

1843 
** - - - - - - - -- - - -- 
6 . Power to relax .. Where the Central Government for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other 
is of opinion that it is necessary or expcdicnt so to do, special categories of persons in accordance with the 
it may, by order, for reasons to be recorded in writing orders issued by the Central Government from time 
and in consultation with the Union Public Service 

to timo in this regard. 
Commission relax any of the provisions of these rules 
with respect to any class or category of person3. 

8 . Repeal and Saving The Directorate General of 

Health Services (Class I and Class II non -medical 
7 . Saving .-- -Nothing in these rules shall affect reser posts ) Recruitment Rules, 1964 are hereby repealed , 

except as respects things done or omitted to be done 
vations and other concessions required to be provided 


1841 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972 /ASADHA 31, 1894 


(PART II 


ASSESS 


- 


- -- 


- - .. . 


THE SCHB 


Name of Post 


No. of Classificativo 
Posts 


Scale of Pay 


Whether 
Selection 


Age limit for 
direct recruits 


Educational and other qualifications 
required for rect recruity 


non 
Selection 


1st 


Rs. 1300 -60 - 1600 


Selection 


( PHE ) 


General 
Central 
Service 
Ciasa I 
Gazetted ." 


Essenuinal: 
go years 
(Relaxable for (1) Degree in Civil Engineering 
Government yer of a recognised University or 
VADES 

equivalent. 
(1 ) Degree or Diploma in Public 

Health Engineering of 
recognised University or 

Institute . 
( itt ) About 12 years experience 

in Public Health Engineering 
including investigation , de 
sign , construction and oper 
ation of water supply and 
sewerage installation . 
(Qualifications relaxable at 
Commission s discretion in 
case of candidates otherwise 
well qualified ). 


Desirable : - 

Advisory and consultative 
experience in the scrutiny 
of public health engineering 
projects. 


10 


Solection 


2 . Assistant Advlott 

(PH ) 


R9, 799 - 10 - 110o - 
90 / 2 - 12go 


General 
Central 
Service 
Class I 
Garetted 


45 years (Relaxuble Essential: 
for Government in Degree in Civil Engineering 
xrvent ) 

of a recognised University or 

equivalent. 
(in Degree or diploma in Public 

Houth Engineering of u 
recognised University or 

Institution . 
( HI) About 5 years experience in 

responsible capacity in 
Public Health Engineering 
Department of Government 
or semi Government 
Organisation of public body 

Qualifications relaxablo 
at Commission s discretion la 
case of candidates otherwise 
well Squalified ). This time 


UNI 


SEC , 3 (1) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972 /ASADHA 31, 1894 


1843 


- 


- 


- 


- 


- 
L - 


- - 


DULE 


Whether age anleil - Perio .1 Method of recruitment In case of Iccmitment by pro - If & D . P . C . cxists, Circumstances in 
ucational qualifice - of wliether by direct re - motion / deputation uansfer , what is its composta which U . L . S . C . is to 
tions prescribed for probation cruitment or by pro - gralcs froin which promotion tion 

be consulied in mak 
direct recruits will if anymotion or by dipu - Jeputation transfer to be made 

ing recruitment 
apply in the case of 

tation /transfer in 
Promotces 

percentage of the vacan 
cles to be filled by 
variousmethods 


ΙΟ 


Ι 


12 


-- 


- 


No 


2 years . 


By promotion failing 
which by transfer on 
dcputation , (including 
short - term - contract) 
failing both by direct 
recruitment, 


Promotion : 

Class I Departmental As required under 
Aysistant Adviser (PHE ) with Promotion Com - the Union Public 
6 years service in the grade mittee . 

Service Commission 
rendcred after appointment 

(Excmption from 
thereto on a regular basis. 

consultation ) Ro 

gulations, 1958 . 
Transfer on deputation : 
( including short-term contract) 
Officers from the Central or 
State Governments and Auto 
nomous and semi-Government 
Organisations holding analo 
gous posts ur officers with at 
least 6 years service in posts in 
the scale of Rs. 700 - 1250 or 
equivalent and possessing 
qualifications mentioned in 
column. 7 . 

( Period of deputation or 
contract ordinarily not exceed 
ing 4 years) . 


2 years . 


10 . by promotion fail- Promotion :- - 
ing which by transfer 

Class I Departmental As required under the 
on deputation ; ( in 

Promotion Com - Union Public Ser 
cluding short- term - Junior Public Ilealth Engineer mittee . 

vice Commission 
contract) 90 % by dir 

(Excmption from 
ect recruitment. with 8 years service in the grade 

consultation ) Ro. 
rendered after appointment 

gilation ) , 1958 . 
thereto on a regular basis . 


Transfer on deputation -- 
(Including short- term Contract ). 
Officers from the Central or 
Slate Governments and Auto 
nomous and semi-Government 
Organisations holding analogous 
posts of officers with 
5 years service in tho scale of 
Rs. 400- 950 or officers with 8 
years scrvice in the scale of 
Rs. 350 - 900 or equivalent and 
possessing qualifications mon 
tioned in column 7 . 
(Period of deputation or con 
tract - ordinarily not exceeding 
3 years ). 


MA 


1846 


THE GAZLITE OF INDIA : JULY 22, 1972 /ASADHA 31, 1894 


[ РАТ П — 


nnnn 


S 


2 


Not 
Applicable . 


Halth Engineer , 


General 
Central 
Service 
Class II 
Gazetted 


Rs. 359 - 25 - 500 -30 - 

590 - EB - 30 -800 
EB - 30 -830 -35 
990 


30 years (Relax - Essential: 

able for Govern 
ment servants ) ů ) Degice in Clvil Engineering 

of a recognised University or 

equivalent. 
( 11 ) Degree or Diploma In Public 

Health Engineering of Q 
recognised University or 
Institution , 

(Qualifications relaxable at 
Commission s discretion in 
case of candidates otherwise 
well qualified ). 
Desireable : 
Practical experience of Public 
Health Engiącering work in 

Government or a Semi 
Government Organisation or 

a public body . 
15 yearx (Relaxd - Essential: - - 
able for Govein - (1 ) M . Sc. degree in Chemistry or 
ment servants) Bio - Chemistry of Bacteriology 

of a recognised Unlversity or 

equivalent. 
(1 ) About 5 years Expericnce in 

Chemical and Bacteriologca ) 
methods of examination of 
Water and sewage including 
those relating to control and 
operation of water and sewer 

age plant. 
(Qualifications relaxable at 

Commission s discretion in 
case of candidates otherwise 

well qualified ). 
Desirable: 
Doctorate degree in any of the 

above subjects . 


4. Sanitary Chemist 

Biologist ) 


Rs. 700 - 40 - 1700 

50 / 2 - 12go 


Do . 


General 
Central 
Service 
Class I 
Gazetted 


SEC. 300 ] 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22, 1972 ASADHA 31, 1894 


1847 


- - - - 


- .. . 


- - 


: 


- 


. 


- . . - 


- . . . : 


- 


- . . - . 


. 


- 


- - 


- . 


- - 


- 


- 


. 


. m 


9 


IO 


10 


12 


13 


Not applicable 


a yrs . 


By direct recruitment. 


Not applicable . 


Notepplicable . 


As required under the 
Union Public Ser 
vice Commission 
( Exemption from 
Consultation) Re 
Tulatione , 1958. 


00 
. 


Do. 


[ No . A. 12018 / 1/ 7I - Estt . ( P )] 

R. N. SINHA, Under Secy. 


स्वास्थय और परिवार नियं .नन मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 

नई दिल्ली, 21 जून 1972 
सा०का०नि० 859 ---संविधान के अनुच्छेद 309 के परम्तुक 
द्वारा प्रक्स शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा 
स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय ( स्वास्थ्य विभाग ) में 
जम स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन के क्षेणी - I और श्रेणी - II के 
तकनीकी पदों पर भर्ती की विधि को विनियमित क रमे के लिये 
निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात : 
___ 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्मः 1. ये नियम स्वास्थ्य 
एवं परिवार नियोजन मंत्रालय ( स्वास्थ्य विभाग ) केन्द्रीय जन 
स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन ( श्रेणी - I और श्रेणी - II के तकनीकी 
पद ) जन स्वास्थ्य इंजीनियर एवं सफाई रसायनश ( जीवरासायनश ) 
भर्ती नियमावली, 1972 कहलाये जा सकेंगे । 


2. उपर्य जम----ये नियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के 
स्तम्भ में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे । 

3. संध्या , वर्गीकरण तथा वेतनमान : - पदों की संख्या उनका 
वर्गीकरण तथा वेतनमान यही होंगें जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 2 
से 4 में निविष्टि है । 
__ 4. भर्ती की विधि , माधु-सीमा और ईताएंप्रावि - उक्त पदों 
पर भर्ती की विधि प्रायु -सीमा ,, पर्हताएं तथा अन्य बातें वही होगी 
जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्टि हैं । 


परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए 
सामान्य प्रादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति 
तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के अन्य व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती 
के लिएनिर्धारित अधिकतम पाय -सीमा शिथिल की जा सकती है । 


5. महताएं :- - कोई व्यक्ति ; 
( क ) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता / करती है अथवा 

विवाह की संविदा करता / करती है जिसका कि पति या 
जिसकी पत्नी जीगित हो , अथवा 


2. ये सरकारी राजपक्ष में प्रकाशित होने की तिथि से लाग 
होंगे । 


1848 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972 / ASADHA 31, 1894 


[ PART II --- 


- 


- - 


- - - - 


वर्ग के व्यक्तियों के मामले में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध 
को आदेश जारी कर शिथिल कर सकती है । 


( ख ) जो व्यक्ति एक पति / एक पत्नी के जीवित रहते हुए 

किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/ करती है अथवा 

विवाह की संविदा करता/ करती है , 
मेषा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह 
ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य प्राधार है, किसी भी 
व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है । 

6. शिथिल करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार का यह 
मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा इष्टानुकूल है वहां वह 
कारणों को लिखित रूप में रिफाई करके किसी भी श्रेणी अथवा 


7. ध्यावति : इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय -समय 
पर जारी किये गये प्रादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित 
जन जाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए जिम प्रारक्षणों 

और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है उन पर इम 
नियमों में निहित किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


8. निरसन और व्यावृति : जो काम कर लिए गए है अथवा 
किए जाने से छोड़ दिए गए हैं उकेन अलावा स्वास्थ्य सेवा महा 
निदेशालय ( श्रेणी - I और श्रेणी - IIगैर चिकित्सीय पद ) नियमावली 
1964 को एतदद्वारा निरमित किया जाता है । 


पद का नाम पदों की वर्गीकरण 


वेतनमान 


संख्या 


वि सलैक्शन है सीधी भर्ती के लिए सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित धीक्षिक तथा प्रस्य 
अथवा नान - मायु- सीमा महंताए 
सलैक्णन 


1 


2 


3 


4 


5 


1 उप 
सलाहकार 
( ज० स्वा 


सामान्य 1300 - 60 सलक्शन 
केन्द्रीय सेवा - 1600 रू० 
श्रेणी - 1 
राजपवित 


50 वर्ष ( सरकारी प्रनिवाय 
कर्मचारी के लिए ( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 
शिथिलनीय ) 

सिविल इंजीनियरी में डिग्री अथवा समकक्ष 

योग्यता । 
( 2 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा 

संस्थान से जन स्वास्थ्य इंजीनियरी में डिग्री 
अथवा डिप्लोमा । 
( 3 ) जन स्वास्थ्य इंजीनियरी का जिसमें जांच 
डिजाइन , निर्माण तथा जल पूर्ति एवं मल 
निष्कासन कार्य भी सम्मिलित है, लगभग 12 
घर्ष का अनुभव । अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों 
के मामले में संघ लोक सेवा प्रायोग के विवेक 
पर शिपिल की जा सकती है 


बौछनीय : 
जन स्वास्थ्य इंजीनियरी परियोजनाओं के छानबीन 
कार्य के मामले में सलाह और परामर्श करने 
का अनुभव । 


+ 


- 


- 


- 


- 


SEC. 3 ) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972 / ASADHA 31, 1894 


1849 


सूची 


क्या पदोन्नति से रखे परिवी- भर्ती का तरीका सीधी भर्ती पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थाना- यदि विभा - परिस्थियतया जिनमें 
जाने वाले उम्मीदवारों क्षा की पारा या पदोन्नति के द्वारा न्सरण के द्वारा भर्ती के मामले में गीय पदोन्नति भर्ती के लिए संघीय 
के मामले में प्रत्यक्ष भर्ती अवधि , अथवा स्थानान्तरण के द्वारा यह ग्रेड जिससे पदोन्नति प्रति - समिति है तो लोक सेवा प्रायोग से 
किए जाने वाले व्यक्तियों यदि कोई तथा विभिन्न तरीकों द्वारा नियुक्ति स्थामान्तरण किया जाना 

द्वारा नियुक्ति स्थानान्तरण किया जाना उसका क्या परामर्श लिया जाता 
के लिएनिर्धारित प्राय हो । भरे जाने वाले पदों की प्रति - है । 

गठन है । है । 
और शौक्षिक अर्हताएं 

शतता । 
होंगी । 


8 


9 


10 


___ 11 


12 


13 


जी नहीं 


संघ लोक सेवा प्रायोग 
(परामर्श से छुट ) 
विनियमावली, 1958 
के अधीन यथापेक्षित । 


दो वर्ष पदोन्नति द्वारा इसके प्रभाव पदोन्नति 

श्रेणी - 1 
में प्रतिनियुक्ति पर स्था - सहायक सलाहकार ( ज० स्वा० विभागीय 
नान्तरण द्वारा (जिसमें अल्प ई० ) जिसने इस पद पर नियुक्ति पदोन्नति 
कालिक कन्ट्रेक्ट भी सम्मि - के बाद इस ग्रेड में नियमित रूप से ममिति । 
लित है ) इन दोनों के प्रभाव छ: वर्ष सेवा की हो । 
में सीधी भर्ती वाग । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 

( जिसमें अल्प -कालिक कन्ट्रक्ट 
भी सम्मिलित है ) केन्द्रीय अथवा 
राज्य सरकारों तथा स्वशासी 
निकायों एवं अर्ध सरकारी संगठनों 
में इसके सदृश्य पदों पर काम कर 
रहे अधिकारी प्रथवा 700 - 1250 
१० के वेतनमान वाले पदों पर 
कम से कम छ: वर्ष की सेवा वाले 
अधिकारी अथवा समकक्ष वेतन 
मान के कालम 7 में उल्लिखित 
महतामों वाले अधिकारी प्रति 
नियुक्ति अथवा क्न्ट्रैक्ट की प्रमधि 
साधारणतया चार वर्ष से अधिक 
महो । 


- 


- 


1850 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972 /ASADHA 31 , 1894 


[ PART II... 


+ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


10 


2 सहायक 
सलाहकार 
( ज . स्वा० 
सई० ) 


जनरल केन्द्रीय 700 - 40 मनेक्शन 
सेवा श्रेणी - 1 1100 
राजपत्रित , 50/ 2-- 

125010 


45 वर्ष सरकारी 
कर्मचारियों के 
शिथिलनीय 


अनिवार्य : 
( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 
सिविल इंजीनियरी की डिग्री अथवा 

योग्यता । 
( 2 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा 
संस्थान से जन स्वास्थ्य इंजीनियरी में डिग्री 
अथवा डिप्लोमा 


( 3 ) सरकारी अथवा अर्ध सरकारी संगठनों 
अथवा किसी सार्वजनिक निकाय के अधीन 
जन स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग में किसी 
उसरदायित्वपूर्ण पद पर काम करने का 
लगभग 5 वर्ष का अनुभव । 
अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में प्रायोग 
के विवेक पर योग्यताएं शिथिल की जा सकती 


2 


3 कनिष्ठ 
जन स्वास्थ्य 
इंजीनियर 


जनरल 
केन्द्रीय सेवा 
श्रेणी - 2 
गजपत्रित 


350 - 25 - लागू नहीं 
500 - 500 - होता । 
द . रो० 30 
-- 800 -40 
रो० 30 
830 - 35 
900 रू . 


30 वर्ष सरकारी अनिवार्य : 
कर्मचारियों के लिए ( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 
शिथिलनीय 

सिविल इंजीनियरी में डिग्री प्रथवा समकक्ष 
योग्यता । 
( 2 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय प्रथवा 
संस्थान से जन स्वास्थ्य इंजीनियरी में डिग्री 
अथवा डिप्लोमा अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों 
के मामले में पायोग के विवेक पर योग्यताएं 
शिथिल की जा सकती है । 
वांछनीय : 


किसी सरकारी अथवा मधे सरकारी संगठन 
अपवा सार्वजनिक निकाय में जन स्वास्पय 
इंजीनियरी के कार्य का व्यावहारिक अनुभव । 


Sxc. 311 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22, 1972 / ASADHA 31. 1894 


1851 


10 


11 


12 


13 


- - - - -- 


- 


H 


H - 


+ - 


- - 


जी नहीं 


संघ लोक सेवा प्रायोग 
( परामर्श में छूट ) 
विनियमावली 1958 
अम्तर्गत यथारक्षित । 


दो वर्ष दस प्रतिशत पदोन्नति द्वारा पद अति 

श्रेणी - 1 
इसके अभाव में प्रतिनियुक्ति कनिष्ठ जन स्वास्थ्य इंजीनयर विभागीय 
पर स्थानान्तरण द्वारा जिमने नियुक्ति के बाद इस ग्रेस में पदोन्नति 
(जिसमें अल्पकालिक नियमित प्राभार पर आठ वर्ष की समिति 
कन्ट्रैक्ट भी सम्मिलित है ) सेवा कर ली हो । 
90 प्रतिशत सीधी भर्ती प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 
द्वारा । 

( जिममें अल्प कालिक कन्ट्रैक्ट भी 
सम्मिलित है ) केन्द्रीय अथवा 
राज्य सरकारों तथा स्वशासी 
निकायों और अर्ध सरकारी 
संगठनों में इसके सदश्य पदों पर 
कार्य कर रहे अधिकारी अथवा 
400 - 950 रु० के वेतनमान में 
पांच साल की सेवा वाले अधिकारी 
अथवा 350 -900 रु० के वेतन 
मान में पाठ साल की सेवा वाले 
अधिकारी अथवा समकक्ष स्वं 
कालम 7 में उल्लिखित योग्यताएं 
वाले अधिकारी । ( प्रतिनियुक्ति 
अथवा कन्ट्रैक्ट की अवधि साधा 
रणतया तीन साल से अधिक न हो ) 


सीधी भर्तीद्वारा 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं 


होता 


लागू नहीं तव समाज संवा भाता 


संघ लोक सेवा आयोग 
( परामर्श से छूट ) 
विनियमावली 1958 
के अधीन यथापेक्षित । 


1852 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972 / ASADHA 31, 1894 


[ PART II 


4. सफाई 1 
रसायनश 
( जीवविज्ञानी ) 


सामान्य 700- 40 - लाग महीं 
केन्द्रीय सेवा 1100 होता 

50/ 2 
राजपत्रित 1250 रु० 


श्रेणी - I 


45 वर्ष ( सरकारी अनिवार्य । 
कर्मचारियों के लिए ( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 
शिथिलनीय ) - रसायन शास्त्र अथवा जीव रसायन शास्त्र 

अथवा जीवाणु विज्ञान में एम एस - सी 
की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । 


( 2 ) पानी और गन्दे पानी की रासायनिक तथा 

जीवाण्विक जांच विधियों का लगभग पांच 
वर्ष का अनुभव । इसमें जल एवं मल जल 
संयंत्र के नियंत्रण एवं परिचालन संबंधी कार्य 

भी सम्मिलित हैं । 
( अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में पायोग 

के विवेक पर योग्यताएं शिथिल की जा सकती 


वांछनीय : 


उपर्यक्त किसी विषय में डाक्टरेट की डिग्री । 


SPC 360) 


THE GAZETTE OF ÍNDIA : JULY 22 , 1972 /ASADHA 31 , 1894 


185 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता 


लाग नहीं 
होता 


संध लोक सेवा आयोग 
(ar 

) 
fafa haft 1958 
क अधीन यथापेक्षित । 


[Hamiga 12018/1/71441997 (afifas)] 

रवीन्द्र नाथ सिन्हा , अवर सचिव । 


(Department of Health ) 
New Delhi, the 30th June 1972 


Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other cate 
gories of persons in accordance with the orders issued 
by the Central Government from time to time. 


5 . Disqualification . No person , 


( a ) who has entered into or contracted a marrige 

with a person having a spouse living, or 


( b ) whº having a spouse living, has entered into 

or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said post. 


G . S . R . 860 . - In exercise of the powers conferred 
by the proviso to article 309 of the Constitution , the 
President hereby makes the following rules regulating 
to the mcthod of recruitment to the post of Hospital 
Guiding Orderlies (Male and Female ) in the Jawahar 
lal Institute of Post Graduate Medical Education and 
Research , Pondicherry , namely : 

1. Short title and commencement. - ( 1 ) These rules 
may be called the Jawaharlal Institute of Post Gradu 
ate Medical Education and Research , Pondicherry , 
Hospital Guiding Orderlies (Male and Female ) Re 
cruitment Rules , 1972 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of 
their publication in the Official Gazette . 

2 . Application . — These rules shall apply to the post 
specified in column 1 of the Schedule annexed to 
these rules. 

3 . Number, classification and scale of pay . - Number 
of posts, its classification and the scale of pay attached 
thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the 
Schedule annexed hereto . 

4 . Mothod of recruitment, age limit , qualifications 
etc . — The method of recruitment, age limit, qualifica 
tions and other matters connected therewith shall be 
as specifled in columns 5 to 13 of the said schedule : 

Provided that the upper age limit prescrībed for 
direct recruitment may be relaxed in the case of 


Provided that the Central Government may , if satis 
fied that such marriage is permissible under the per 
sonal law applicable to such person and the other party 
to the marriage and there are other grounds for go 
doing exempt any person from the operatiţion of this 
rule , 


6 . Power to relax . - Where the Central Government 
is of the opinion that it is necessary or oxpedient so to 
do, it may , by order , for reasons to be recorded in 
writing relax any of the provision of these rules with 
respect to any class or category of persons. 


7 . Saving.-- Nothing in these rules shall affect reser 
vations and other concessions required to be provided 
for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other 
special categories of persons in accordance with the 
order issued by the Central Government from time to 
time in this regard . 


1854 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22, 1972 / ASADHA 31 , 1894 


(PART II-_ 


THE SCHEDULE 


Name of Post 


Age limit for direct. 

recruits 


Number Classifi- Scale of pay Whother 
of cation 

Selection 
Posts 

Post or 
non 
Selection 

Posti 


Educational and other qualifica 
tions required for direct 

recruits 


23 


6 


Rs. 70 - I -- 80 - Not 
EB - 1485 applicable 


18 to 25 years 


Hospital 
Guiding 
Orderlies 

(Male and 
Femalo 


Two General 

Central 
Service 
Class IV 
Non 
Gazetted 


Should havo passed Middle 
school standard or its equiva 
lent. 


Whether age and 
educational quali- 
fications prescribed 
for direct recruits 
will apply in the 
çage of promotees 


Period of 

probation 
probation 
if any, 


If a D . P . C . exists 
what is its composition 


Circumstances in which 
U . P . S . C . is to be 
consulted in making 

recruitment. 


Method of recruitinent In case of recruitment 

whether 
whether by direct by promotion de- 
recruitment or by putation / transfer , 

promotion or by grades from which 
deputation/transfer promotion/ deputation/ 
and percentage of transfer to be made 
the vacancies to be 
filled by various 
methods 


I0 


II 


12 


___ 13 


Not applicable 


Two years 


100 % by direct 

recruitment. g 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


AT 


. 


. 


[ No. F. 3 - 99 / 70 -- ME (PG)] 
P. MURHOPADHAYAY , Under Secy. 


( स्वास्थ्य विभाग ) 

नई दिल्ली, 30 जून , 1972 
जी० एस० पार० 860. - संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा जवाहर 
लाल स्नातकोतर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान , पांडिचेरी में अस्पताल गाइडिंग अर्दली ( पुरुष और महिला ) के पद पर भर्ती की विधि 
का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, मामतः 

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्म : ( 1 ) इन नियमों की जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी, 
अस्पताल गाइडिंग अर्दली ( पुरुष और महिला ) भर्ती नियमावली 1972 कहा जाए । 

2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे । 
2. उपयोजन ; ये नियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे । 

3. सरपा, वर्गीकरण तथा वसनमाम : पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतममाम वही होंगे जैसाकि अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में 
निादष्ट हैं । 

4. भर्ती की विधि , प्राय-सीमा, अर्हताएं प्रावि : उक्त पदों पर भर्ती की विधि , प्रायु -सीमा, अहंताएं तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि 
उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट है । 


- 


-- ... - -- - - 


SEC. 3 ( ) ] THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972 / ASADHA 31 , 1894 

1855 
- ... - - . - . - - . - . - - - - . - - - - - -- ---- - - - 

- - --- - - - --- . . - .. -- - - - - - - 
परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए सामान्य प्रादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा अन्य 
विशेष प्रवर्गों के अन्य व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा- शिथिल की जा सकती है । 

5. अनर्हताएं : कोई व्यक्ति ; 
( क ) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता /करती है अथवा विवाह की संविदा करता /करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी 

___ जीवित हो , अथवा 
( ख ) जो व्यक्ति एक पति/ एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के माथ विवाह करता /करती है अथवा विवाह की संविदा करता / . 

करती है , 
सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली विधि के अधीन 
भनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य प्राधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है । 

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा इष्टानुकल है वहीं कारणों को लिखित 
रुप में रिकार्ड करके किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के मामले में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को आदेश जारी कर शिथिल कर सकती 


7. अपवाव : इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय -समय पर जारी किए गए प्रादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति , अनुसूचित जन 
जाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है उन पर इन नियमों में वीहित 
किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

अनुसूची 


पद का नाम 


वेतनमान 


पदों की वर्गीकरण 
संख्या । 


पद सलेक्शन सीधी भर्ती के 
है अथवा लिए प्रायु सीमा 
नान - सलैक्शन 


सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं 


5 


अस्पताल गाइडिंग वो 
अर्दली ( पुरुष और 
महिला ) | 


सामान्य केन्द्रीय 70 - 1 - 80 - द० लागू नहीं 
सेवा चतुर्थ श्रेणी रो० - 1 - 85 रु० होता 
अराजपत्रित । 


18 से 25 वर्ष माध्यमिक स्कूल स्तर अथवा 
तक की आयु उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण 


क्या पदोन्नति से रख्ने परिवीक्षा की भर्ती का तरीका सीधी भर्ती पदोन्नति प्रतिनियुक्ति यदि विभागीय परिस्थितियां जिनमें 
जाने वाले उम्मीदवारों अवधि यदि द्वारा या पदोन्नति के द्वारा स्थानान्तरण के द्वारा पदोन्नति समिति है भर्ती के लिए संघीय 
के मामले में प्रत्यक्ष भर्ती कोई हो । अथवा स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वह तो उसका क्या । लोक सेवा आयोग से 
किए जाने वाले व्यक्तियों 

तथा विभिन्न तरीकों द्वारा ग्रेड जिससे पदोन्नति गठन है । परामर्श लिया जाता है । 
के लिएनिर्धारित प्रायु 

भरे जाने वाले पदों की प्रति- प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण 
और शैक्षिक अर्हताएं 

शतता । 

किया जाना है । 
लागू होंगी । 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


लाग नहीं होता 


दो वर्ष 


शत प्रतिशत सीधी भर्ती 
द्वारा 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता लागू नहीं होता 


[ संख्या एफ० 3 - 99/ 70- एम० ई० (पी०जी० ) ] 

पी० मुखोपाध्याय, अवर सचिय 


856 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972JASADHA 31 , 1894 


| PART II - -- 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue and Insurance ) 

HEADQUARTERS ESTABLISIIMENT 
New Delhi , the 29th May 1972 


G . S . R . 861 . - Whereas Shri S . Venkatasen, an Officer 
of the Customs and Central Excise Service and former 
Ty Joint Secretary in the Ministry of Foreign Trade, 
was appointed as Member , Central Board of Excise 
and Customs and ex - officio Joins Secretary with effect 
from the afternoon of the 3rd April, 1972, under the 
notifcation of the Government of India in the Minis 
try of Finance ( Department of Revenue and Insurance ) 
No. 38, dated the 7th April, 1972 ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by section 3 of the Central Boards of Revenue Act , 
1963 ( 54 of 1963 ) , the Central Government herehy 
makes the following further amendment in the noti 
fication of the Government of India in the Ministry 
of Finance ( Department of Revenue ) No . G . S . R . 33, 
dated the 1st January , 1964 , namely — 

In the said notification , under the heading " Member" , 
after the existing item 4 , the following item shall be 
Inserted, namely : 
" 5. Bhrl S . Venkatesan " . 

[ No F 11 / 19 / 63- Ad 1 ( Vol III ] 

S . K . MITAL , Under Secy 
वित्त मंत्रालय 


(Department of Economic Affairs ) 

F . E . R .A . 
New Delhi, the 17th July , 1972 
G . S. R . 862. — In exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section 23E of the Foreign Exchange 
Regulation Act, 1947 ( 7 of 1947) and in supersession 
of all the previous notifcations on the subject, the 
Central Government hereby reconstitutes the Foreign 
Exchange Regulation Appellate Board 50 as to consist 
of: - - 

J. Shri D . B. Kulkarni - Chairman. 
2 . Shri S . Krishnaswami, Joint Secretary to the 

Government of India , Ministry of Finance 

( Department of Economic Affairs ) - Member 
3 . Shri M . A , Rangaswamy, Joint Secretary to the 

Government of India , Ministry of Finance 
(Department of Revenue and Insurance ) - -- 
Member , 

[ No . F . 1 / 67 / EC / 71. ] 
V . U . ERADI, Dy. Secy . 


( राजस्व और बीमा विभाग ) 
प्रधान कार्यालय संस्थापन 


( प्राधिक कार्य विभाग ) 
विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियमन 

नई दिल्ली , 17 जुलाई, 1972 
सा० का० नि० 862 . - विदेशी मुद्रा विनियमन अधि 
नियम , 1947 ( 1947 का 7 ) की धारा 235 की उपधारा 
( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय 
में पिछली सभी अधिसूचनाओं को रद करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा निम्नलिखितानुसार विदेशी मुद्रा विनियमन अपीलीय 
बोर्ड का पुनर्गठन करती है : - - 
1. श्री डी० बी० कुलकर्णी 

प्रध्यक्ष 
2. श्री एस० कृष्णस्वामी , 

सदस्य 
संयुक्त सचिव , भारत सरकार 
वित्त मंत्रालय ( प्रार्थिक कार्य विभाग । 


नई दिल्ली , 29 मई 1972 


सा . का . मि० 86 1 , -न्यतः सीमा शुल्क और केन्द्रीय 
उत्पादन शुल्क सेवा के अधिकार श्री एम . वेंकटेशन को , जो पहले 
विदेश व्यापार मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे, दिनांक 3 अप्रैल , 
1972 के दोपहर बाद से भारत सरकार के विस मंत्रालय ( राजस्व 
और बीमा विभाग ) की दिनांक 7 अप्रैल 1972 की अधिसूचना 
सं0 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड के 
सदस्य एवं पदेन संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है ; 

अतः अब, केन्द्रीय राजस्व बोई अधिनियम , 1963 ( 1963 
का 54 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) की दिनांक 1 जनवरी, 1964 की अधिसूचना 
सं० सा०का०नि० 33 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है , 
अर्थात : 

उक्त अधिसूचना में "सदस्य " शीर्षक " के अन्तर्गत वर्तमान मद 
4 के बाद निम्नलिखित मद अन्तनिष्ट की जायगी, अर्थात: 
" 5. श्री एम . वेंकटेशन् " 

[ सं० फा० 34/ 196/ 3 - प्रशा० - 1 ( खण्ड III ) ] 


3. श्री एम० ए० रगंस्वामी , 

सदस्य 
संयुक्त सचिष , भारत सरकार 
वित्त मंत्रालय , ( राजस्व तथा बीमा विभाग ) । 

[ म० एफ०/ ( 67)/ ई० सी०/ 71 ] 

बी० य० इरेडी , उप - सचिव । 


(Department of Economic Affairs ) 

( Budget Division ) 

New Delhi, the 22nd July , 1972 
GS. R . 863. - - In exercise of the powers comferred 
by section 4 of the Contingency Fund of India Act , 
1950 ( 49 of 1950 ) , the Central Government hereby 
makes the following rules further to amend the Contin 
gency Fund of India Rules , narmely : 

1 . These rules may be called the Contingency Fund 
of India (Amendment) Rules, 1972 , 


शन्ति कुमार मित्तल , 

अवर सचिव । 


SEC. 36)] 


THE GAZETTE OF INDIA ; JULY 22 , 1972 / ASADHA 31, 1894 


1857 


(Department of Revenue and Ingurance ) 

CUSTOMS 
New Delhi, the 22nd July 1972 


2. In rule 4 of the Contingency Fund of India Rules , 

( a ) for clause (111) the following clause shall be 
substituted , namely :-- 
" (111 ) why its postponement is not possible till the 

additional expenditure is authorised by Parlia 
ment by means of a Supplementary Appro 
priation Act, or If an Appropriation (Vote on 
Account ) Act has been passed , till the annual 

Appropriation Act has been passed " ; 
( b ) for clause ( v ) , the following clause shall be 
substituted , namely : 
“ ( v ) the grant or appropriation under which 

supplementary provision will eventually have 
to be obtained or under which necessary pro 
vision has been included in the Appropriation 
Bilj for the whole year , as the case may be" . 

[ No. F . 5 (13) - B / 70. ] 
K . S . SASTRY , Dy . Secy . 


G . S . R . 864 . -- In exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section 25 of the Customs Act, 1962 
( 52 of 1962 ) , and in super session of the notification of 
the Government of India in the Ministry of Finance 
( Department of Revenue ) No. 60 - Customs, dated the 
30th April, 1965 , the Central Government , being satis 
fied that it is necessary in the public interest so to do , 
hereby exempts de -menthollsed peppermint oil, having 
the specifcations mentioned hereunder, and falling 
under Item No. 31 ( 2 ) of the First Schedule to the 
Indian Tariff Act, 1934 ( 32 of 1934 ) , when imported 
into India for the manufacture of menthol, from so 
much of that portion of the duty of customs leviable 
thereon which is specifed under the said First 
Schedule aş is in excess of 60 per cent ad balorem : 


Provided that the importer shall by the execution 
of a bond in such form and in such sum as the Assis 
tant Collector of Customs may , having regard to the 
circumstances of such case specify . bind himself to 
pay on demand , in respect of such quantity of the 
de -mentholised peppermint oil as is not proved to the 
satisfaction of the Assistant Collector of Customs to 
have been used for the aforesaid purpose, an amount 
equal to the difference between the duty leviable on 
such quantity but for the exemption contained herein 
and that paid at the time of importation : 

Specifications 
(i) Menthol content - 45 per cent to 55 per cent. 
(11 ) Menthone content - 11 per cent to 45 per cent. 

__ [ No. 89 / F . No . 20 / 106 / 89 -Cus. I.] 

D. KRISHNAMURTI, Under Secy . 


( राजस्व और बीमाविमाग ) 

सीमाशुल्क 
नई दिल्ली , 22 जुलाई, 1972 


( प्रार्थिक कार्य विभाग ) 

( बजट प्रभाग ) 

नई दिल्ली, जुलाई, 1972 
सा० का०नि० 86 3 . - - भारत सरकार प्राकस्मिकता 
निधि अधिनियम , 1950 ( 1950 का 49 ) की धारा 4 द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , भारत 
की आकस्मिकता निधि नियम में और संशोधन करने के लिए 
एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 
1. इन नियमों का नाम भारत की प्राकस्मिकता निधि ( संशोधन ) 

नियम , 1972 होगा । 
2 . भारत की आकस्मिकता निधि नियम के नियम 4 में , 
( क ) खण्ड ( iii ) के स्थान पर , निम्नलिखित खण्ड 

प्रतिस्थापित किया आयगा , अर्थात्: 
( iii ) इसका मुल्तवी करना उस समय तक क्यों संभव 

नहीं है जब तक कि संसद अतिरिक्त व्यय को 
अन पूरक विनियोग अधिनियम छाग प्राधिकृत 
न कर दे, या यदि विनियोग (लेखामधान ) 
अधिनियम पारित कर दिया गया हो तो जब तक 
कि वार्षिक विनियोग अधिनियम पारित न किया 
गया हो ; " 
खण्ड ( v ) के स्थान पर , निम्नलिखित खण्ड 

प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात : 
.(iv ) वह अनुदान या विनियोग, यथास्थिति , जिसके 

आधीन अनुपूरक उपबन्ध अन्ततः अभिप्राप्त करना 
होगा या जिसके आधीन विनियोग विधेयक 
सम्पर्ण वर्ष के लिए आवश्यक उपबन्ध सम्मिलित 
कर लिया गया है " । 
[ सं० फा० 5 ( 13) - श्री / 70]] 

के . एस . शास्त्री, 

उप -सचिव । 


सा० का० मि० 86 4 . - सीमा - शुल्क अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , और भारत सरकार के 
विस्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की तारीख 30 अप्रैल , 1965 
की अधिसूचना सं० 60 - सीमाशुल्क को प्रतिष्ठित करते हए 
केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा 
करना लोकहित में प्रावश्यक है , इसके नीचे वणित विनिदेशों 
वाले , और भारतीय टैरिफ मधिनियम , 1934 ( 1934 का 32 ) 
की प्रथम अनुसूची की मद सं0 - 31 ( 2 ) के अन्तर्गत आने वाले 
डि - मैन्यालाइज्ड पिपरमेंट तेल को , मेन्थाल के विनिर्माण के लिए 
जब भारत में उसका आयात किया जायगा, उस पर उदग्रहणीय " 
सीमाशुल्क के , जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है , उतने 
भाग से एतद्वारा छूट देती है, जितना 60 प्रतिशत मूल्यानुसार 
से अधिक हो : 


परन्तु मायातकर्ता, ऐसे प्ररूप में और ऐसी राशि के लिए , 
जो ऐसे मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हए सहायक 
सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विजित की जाए, बन्धपत्र का निष्पादन 


1858 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972 / ASADHA 31, 1894 

[ PART II - ~ 
. - - - - - - - 
करके , डि -मैन्थोलाइज्ड पिपरमिट तेल की ऐसी मात्रा की बाबत 

Explanation . For the purposes of this notification 
जिसके सम्बन्ध में सहायक सीमाशुल्क कलक्टर का यह समाधान the unit of horse power is the metric horse power 
न हया हो कि उसका प्रयोग पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए किया गया है, equivalent to 4 ,500 metre kilogram per minute deter 
उतनी रकम का , मांग पर मदाय करने के लिए अपने को प्राबद्ध mined according to the Indian Standards Specifications 
करेगा जिलनी , यति इसमें अन्तविष्ट हाट न दी गई 1600 to 1803 . 
होती तो ऐसी माना पर उद्ग्रहणीय शुरुक , और प्रायान करने 
के समय संदत्त कर दी गई . शल्क के बीच के अन्तर के बराबर 

[ No. 167 / 72 -CE/ F . No. 7 / 21,72 -CX.1.] 


S. R. NARAYANAN, Under Secy . 


विनिर्देश 


( ) मन्थाल अंश - 45 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक 
( ii ) मैन्थोन अंश - 11 प्रतिशत से 45 प्रतिशन तक 


[ सं० 89/फा० सं० 20/ 106 / 69-मीमा शुल्क - 1] 

डी० कृष्णामुर्ति , 
प्रवर सचिव , भारत सरकार । 


( राजस्व और बीमा विभाग ) 


केन्द्रीय उत्पादन शल्क 


(Department of Revenuo and Insurance ) 


नई दिल्ली , 22 जुलाई, 1972 


CENTRAL EXCISES 
New Delhi, the 22nd July 1972 
G . S. R. . 865 . - In exercise of the powers conferred by 
sub - sections ( 2 ) and ( 3 ) of section 3 of the Central 
Excises and Salt Act , 1944 ( 1 of 1944 ) and in super 
session of the notification of the Government of India 
in the Ministry of Finance (Department of Revenue 
and Insurance ) No. 13 / 70 - Central Excises, dated the 
14th Fcbruary , 1970, the Central Government hereby 
Axes for the Internal combustion engines operated 
with diesel oil , other than narine diesel engines, 
chargeable with duty ad valorem under sub - item ( 11 ) 
of Item No. 29 of the First Schedule to the said Act 
and the horse power of which is specified in column 
( 2 ) of the Table below, the tariff value specified in the 
corresponding entry in column ( 3 ) of the said Table . 


सा . का० नि० 865 .-- -केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और 
नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 2) और ( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए और भारत सरकार के विस्त मंत्रालय ( राजस्व और 
बीमा विभाग ) की अधिसूचना सं० 13/ 70 -केन्द्रीय उतपाद 


शुल्क , तारीख 14 फरवरी, 1970 को प्रतिष्ठित करते हुए 


प्रचलित अन्तर्दहन ईजनों के लिए, जिन पर उक्त अधिनियम 


TABLE 


S . No . 


Horse Power of the engine 


Tariff value in 
rupees per engine 


( 2) 


( 3 ) 


. की प्रथम अनुसूची की मद सं० 29 की उप -मद ( ii ) के आधीन 
मच्यानुसार शल्क प्रभाय है और जिसकी हार्स पावर नीचे की 
सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट है, उक्त मारणी के स्तम्भ 
( 3 ) में की तस्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट टरिफ मूल्य एतद्द्वारा 


I. Exceeding to H . P . but not exceeding 15 H . P . 
2 . Exceeding 15 H . P . but not exceeding 20 H .P . 
3 . Exceeding 20 H . P. but not exceeding 31 H. P. 
4 . Exceeding 31 H .P but not exceeding 30 H . P , 


4 ,600 
7 , 050 

8 , 500 
10. 500 


नियत करती है । 


SEC. 36)] 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 22 , 1972/ ASADHA 31 , 1894 


1859 


सारणी 


मा०सं० 


इंजन की हार्स पारव 


3 . 


प्रति इंजन 
टैरिफ मूल्य 
रुपयों में 


___ 4. 


20 हार्स पावर से अधिक किन्तु 318 , 5000 

हार्स पावर से अनधिक 
31 हार्स पावर से अधिक किन्तु 39 10, 500 

हार्स पाषर से अनधिक 


-- 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


10 हार्स पावर से अधिक किन्तु 154 ,600 
हार्स पावर से अधिक 


स्पष्टीकरण : - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए , हार्स पावर 

की इकाई मीटरिक हार्स पावर है जो भारतीय 
मानक विशिष्टियों 1600 से 1603 के अनुसार 
अवधरित 4, 500 मीटर किलोग्राम प्रति मिनट के 

समतुल्य है । 
[ सं० - 167/ 72-के ०उ ०शु०/ फा०सं० 7/ 2/ 72-सीएक्स ०-1 ] 

एस० आर० नारायणन, अवर सचिव । 


15 हार्स पावर से अधिक किन्तु 20 

हार्स पावर से अनधिक 


7 , 050 


- 


- - --- - 


-- - -- -- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - -- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMINT CF INDIA PRESS , MINTO ROAD , 
NEW DELIL AND PUBLISHED BY THE MANAGER OD FUBLICATIONS, DELHI , 197) 


- .-.... 


S, DELHI, ROAD 


